रजिस्ट्री सं. डी. एल. - 33002/ 99 


भारत सरकार 
GOVERNMENT OF INDIA 


REGISTERED No. D.L. - 33002 /99 


दिल्ली । राजपन्न 


सत्यमेव जयते 


Delhi Gazette 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
दिल्ली , बुधवार , जनवरी 9 , 2013 / पौष 19 , 1934 
DELHI , WEDNESDAY , JANUARY 9, 2013/ PAUSA 19, 1934 


- 


- 


- 


- 


wa 


024 


सं. 5 ] 
No. 5 ] 


[ रा . रा . रा . क्षे .दि . सं . 237 

[ N. C . T. D . No. 237 


भाग - IV 

PART - IV 

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार 
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI 


( गृह पुलिस -I/ स्थापना ) विभाग 

अधिसूचनाएं 

दिल्ली, 9 जनवरी , 2013 
सं . एफ . 5 / 80 / 88 / एच. पी .-I / स्थापना / 6741 से 6746. - दिल्ली पुलिस अधिनियम , 1978 ( 1978 का 
34 ) की धारा 147 की उप - धारा ( 1 ) और ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के 
उपराज्यपाल दिल्ली पुलिस (नियुक्ति एवं भर्ती ) नियमावली, 1980 में आगे संशोधन करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाते 
हैं , अर्थात् : 
1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ 

ये नियम दिल्ली पुलिस (नियुक्ति एवं भर्ती) 
नियमावली - 2013 कहे जायेंगे । 


(2) 


2. नया नियम 20 - बी (i). 20 - बी 

(ii). 20 - बी (iii) व 20 - बी ( iv ) 
संम्मिलत होगा । 


ये दिल्ली राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि 
से प्रभावी होंगे । 
दिल्ली पुलिस (भर्ती एवं नियुक्ति ) नियमावली 1980 के 
नियम -- 20 -- ए (iii ) के बाद निम्नलिखित नियम सम्मिलित 
होंगे । 


. 


नियम - 20 बी (6) 


| 01 - ( पद का नाम ) 

02 ( पदों की सं0 ) 
03 (वर्गीकरण ) 
04 (वेतनमान) 

| 05 चयन पद् अथवा गैर चयन पद 
158 DG/ 2013 


निरीक्षक ( फोटोग्राफर ) 
02 * ( दो ) कार्यभार के अनुसार परिवर्तनीय 
ग्रुप सी गैर - राजपत्रित (तकनीकी) गैर - लिपिकीय 
19300 - 34800 + ग्रेड पे 4600 / - ( संशोधित ) 

चयन 


- 


- 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


[PART IV 


ARMAP 


06 क्या केन्द्रीय सिविल सेवा ( पेन्शन ) लागू है । 
नियमावली 1972 के नियम 30 के | 

अनुसार लाभ ग्राहा है ? 
| 07 सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा लागू नहीं । 
08 सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से लागू नहीं । 
अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं । 
09 क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों नहीं, 
के लिए निर्धारित आयु तथा योग्यताएं 
पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी 
| लागू होगा । 
10 परिवीक्षा की अवधि , यदि कोई हो 2 वर्ष 
11 भर्ती की . पद्धति, सीधी भर्ती द्वारा पदोन्नति द्वारा 
या पदोन्नति .. . द्वारा या जिनके ना होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा 
प्रतिनियुक्ति / स्थानान्तरण द्वारा तथा ! 
विभिन्न पद्वतियों से भरे जाने वाले 
| रिक्त पदों का प्रतिशत । 


Enान 


12 . यदि पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति | पदोन्नति 
स्थानान्तरण द्वारा भर्ती होनी हो , तो वे उप - निरीक्षक (फोटोग्राफर ) जिनका वेतनमान पीबी - 2 रू0 9300 - 34800 
ग्रेड जिनसे पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / + ग्रेड पे रू0 4200 / - साथ ही किसी फोटो सैक्शन और ग्रेड में 5 
स्थानान्तरण किया जाना है । 

वर्षों की नियमित सेवा हो । 
प्रतिनियुक्ति 
केन्द्र / राज्य / संघ राज्य क्षेत्र के अधिकारी 
( क ) नियमित रूप से सदृशय पद वाले या वेतनमान पीबी - 2 रू0 
9300 - 34800 / --- + ग्रेड पे 4200 / - में 3 वर्षों की नियमित सेवा 

सहित । 
13 यदि कोई विभागीय पदोन्नति 1. आयुक्त पुलिस, दिल्ली 

- अध्यक्ष 
समिति है, तो उसकी संरचना क्या है । 2. उपायुक्त पुलिस 

- सदस्य 
3. एक सदस्य अ. जा . जा. श्रेणी का 

जेकि अतिरिक्त उपायुक्त पुलिस 
के पद से कम न हो । 

( आयुक्त पुलिस दिल्ली द्वारा मनोनीत किया जायेगा ) 
14 वे परिस्थितियां जिनमें भर्ती के लागू नहीं । 
लिए संघ लोक सेवा आयोग का 
परामर्श लिया जाना है । 
नियम - 20 बी ( ii ) 
01 - पद का नाम 

उप - निरीक्षक ( फोटोग्राफर ) 
02 पदों की सं० 

08* ( आठ ) ( कार्यभार के अनुसार परिवर्तनीय ) 
03 वर्गीकरण 

ग्रुप सी गैर - राजपत्रित ( तकनीकी ) गैर - लिपिकीय 
04 वेतनमान 

9300--34800 + ग्रेड पे 4200 / --- 
05 चयन पद अथवा गैर चयन पद चयन 
06 क्या केन्द्रीय सिविल सेवा ( पेन्शन ) | ग्राम है । 
नियमावली 1972 के नियम 30 के 

अनुसार लाभ ग्राहा है ? 
| 07 सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा लागू नहीं । 
08 सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से | लागू नहीं । 
अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं । 
09 क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों नहीं । 
के लिए निर्धारित आयु तथा योग्यताएं 
पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी 

लागू होगा । 
| 10 परिवीक्षा की अवधि , यदि कोई हो । 2 वर्ष 

11 भर्ती की पद्धति , सीधी भर्ती द्वारा पदोन्नति द्वारा ना होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा 
| या . पदोन्नति द्वारा या 


PARTIV] 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


प्रतिनियुक्ति / स्थानान्तरण द्वारा तथा 
विभिन्न पद्वतियों से भरे जाने वाले 
रिक्त पदों का प्रतिशत । 
12. यदि पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति पदोन्नति 
स्थानान्तरण द्वारा भर्ती होनी हो , तो वे | प्रधान सिपाही (फोटोग्राफर) जिनका वेतनमान पीबी - 2 रू0 5200 - 20200 
ग्रेड जिनसे पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / | + ग्रेड पे रू0 2400 / - व साथ में ग्रेड में और किसी फोटो सेक्शन में 
स्थानान्तरण किया जाना है । 

फोटोग्राफर के रूप में 15 वर्षों की नियमित सेवा हो । 


प्रतिनियुक्ति 
केन्द्र / राज्य / संघ राज्य क्षेत्र के अधिकारी 
( क ) नियमित रूप से सदशय पद वाले या वेतनमान पीबी - 2 रू0 
9300 - 34800 / - + ग्रेड पे 4200 / - में 3 वर्षों की नियमित सेवा 

सहित । 
13 यदि कोई विभागीय पदोन्नति 1. विशेष आयुक्त पुलिस, दिल्ली -- अध्यक्ष 
समिति है, तो उसकी संरचना क्या है । 2. उपायुक्त पुलिस 

- - सदस्य 
3. एक सदस्य अ. जा . जा .श्रेणी का 
जोकि अतिरिक्त उपायुक्त पुलिस 

... .. ..-----... --... 
के पद से कम न हो । 

( आयुक्त पुलिस दिल्ली द्वारा मनोनीत किया जायेगा ) 
14 वे परिस्थितियां जिनमें भर्ती के । नहीं । 
लिए संघ लोक सेवा आयोग का 
परामर्श लिया जाना है । 
नियम - 20 बी (iii) 
01 - पद का नाम 

प्रधान सिपाही (फोटोग्राफर) 
| 02 पदों की सं0 

17 * ( सतरह ) ( कार्यभार के अनुसार परिवर्तनीय) 
03 वर्गीकरण 

ग्रुप सी गैर-- राजपत्रित ( तकनीकी ) गैर- लिपिकीय 
04 वेतनमान 

| 5200 - 20200 + ग्रेड पे 2400 / 
| 05 चयन पद अथवा गैर चयन पद चयन 
| 06 क्या केन्द्रीय सिविल सेवा ( पेन्शन ) ग्राहय है । 
नियमावली 1972 के नियम 30 के 

अनुसार लाभ ग्राहा है ? 
| 07 सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा लागू नहीं । 
08 सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से लागू नहीं । 
अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं । 
09 क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों नहीं । 
के लिए निर्धारित आयु तथा योग्यताएं 
पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी 
लागू होगा । 
10 परिवीक्षा की अवधि , यदि कोई हो 2 वर्ष 
11 भर्ती की पद्धति , सीधी भर्ती द्वारा जिनके ना मिलने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा 
या पदोन्नति द्वारा या 
प्रतिनियुक्ति / स्थानान्तरण द्वारा तथा 
विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले 
रिक्त पदों का प्रतिशत । 
12. यदि पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति पदोन्नति 
स्थानान्तरण द्वारा भर्ती होनी हो , तो वे सिपाही (फोटोग्राफर ) जिनका वेतनमान पीबी - 2 रू0 5200 - 20200 + ग्रेड 
ग्रेड जिनसे पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / | पे रू0 2000 / - व साथ में ग्रेड / फोटो सेक्शन में 5 वर्ष की नियमित 
स्थानान्तरण किया जाना है । . सेवा हो । 


प्रतिनियुक्ति 
केन्द्र / राज्य / संघ राज्य क्षेत्र के अधिकारी 
( क ) नियमित रूप से सदृशय पद वाले या वेतनमान पीबी - 2 रू० 
9300 - 34800 / - + ग्रेड पे 4200 / - में 3 वर्षों की नियमित सेवा 
सहित । 


Aimeen 


– अध्यक्ष 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 

(PART IV 
13 यदि कोई विभागीय पदोन्नति 1. संयुक्त आयुक्त पुलिस, दिल्ली 
समिति है, तो उसकी संरचना क्या है । 2. उपायुक्त पुलिस 

- सदस्य 
3. एक सदस्य अ. जा . जा. श्रेणी का 

जोकि अतिरिक्त उपायुक्त पुलिस 
के पद से कम न हो । 

( आयुक्त पुलिस दिल्ली द्वारा मनोनीत किया जायेगा ) 
| 14 वे परिस्थितियां जिनमें भर्ती के लागू नहीं । 
लिए संघ लोक सेवा आयोग का 
परामर्श लिया जाना है । 
| नियम - 20•बी (iv ) 
| 01 - पद का नाम 

| सिपाही ( फोटोग्राफर ) 
02 पदों की सं० 

51 * ( इक्यावन ) (कार्यभार के अनुसार परिवर्तनीय ) 
03 वर्गीकरण 

ग्रुप “ सी गैर - राजपत्रित (तकनीकी ) गैर - लिपिकीय 
| 04 वेतनमान 

5200 - 20200 + ग्रेड पे 2000 / 
| 05 चयन पद अथवा गैर चयन पद चयन । 

06 क्या केन्द्रीय सिविल सेवा ( पेन्शन ) लागू है । 
नियमावली 1972 के नियम 30 के 
अनुसार लाभ ग्राहा है ? 
07 सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा लागू नहीं । 
08 सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से | (i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से विज्ञान सहित मैट्रिक या समकक्ष । 
अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं । (ii ) किसी सरकारी / मान्यता प्राप्त संरचना न्यूनतम 6 माह का 

फोटोग्राफी कोर्स का प्रमाण पत्र या आईटीआई इलेक्ट्रोनिकस / फोटोग्राफी 
पास . का प्रमाण पत्र या किसी सरकारी सहायता प्राप्त संस्थान में 
फोटोग्राफर की सेवा का 2 वर्ष का कार्य अनुभव हो । 
(ii ) बना चश्मे के 6 / 6 बेहतर दृष्टि , खराब आंखे 6 / 36 ( चष्मे सहित 
ठीक की गई ) 6 / 9 या 6 / 12 चश्मे के बिना ( दोनों आंखे), रंग - अंधता 
से मुक्त होनी चाहिए । 
(iv) दिल्ली पुलिस (नियुक्ति एवं भर्ती) नियमावली, 1980 के नियम - 9 में 
समय- समय पर सरकार द्वारा जारी आदेशों / निर्देशों के अनुसार । 


09 क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों नहीं । 
के लिए निर्धारित आयु तथा योग्यताएं 
पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी 
लागू होगा । 
10 परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो - 2 वर्ष 
| 11 भर्ती की पद्धति, सीधी भर्ती द्वारा सीधी भर्ती द्वारा जिनके ना मिलने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा 
या पदोन्नति द्वारा या 
प्रतिनियुक्ति / स्थानान्तरण द्वारा तथा 
विभिन्न पद्वतियों से भरे जाने वाले 
रिक्त पदों का प्रतिशत । 
12. यदि पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति | प्रतिनियुक्ति 
स्थानान्तरण द्वारा भर्ती होनी हो , तो वे केन्द्र / राज्य / संघ राज्य क्षेत्र के अधिकारी 
ग्रेड जिनसे पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / ( क ) नियमित रूप से सदृशय पद वाले 
स्थानान्तरण किया जाना है । 

या 
वेतनमान पीबी - 2 रू0 5200 - 20200 / - + ग्रेड पे 2000 / - में फोटो | 

| सेक्शन में 5 वर्ष की नियमित सेवा सहित । 
13 यदि कोई विभागीय पदोन्नति 1. संयुक्त आयुक्त पुलिस, दिल्ली -~~~- अध्यक्ष 
समिति है, तो उसकी संरचना क्या है । | 2. उपायुक्त पुलिस 

___ - सदस्य 
3. एक सदस्य अ. जा. जा. श्रेणी का 

जोकि अतिरिक्त उपायुक्त पुलिस 
के पद से कम न हो । 
( आयुक्त पुलिस दिल्ली द्वारा मनोनीत किया जायेगा) 


- 


- 


- 


ADE 


. 


PARTIV ] 

DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 
| 14 वे परिस्थितियां जिनमें भर्ती के लागू नहीं । 
लिए संघ लोक सेवा आयोग का 
परामर्श लिया जाना है । 
97 - 200 ( iv ) 


(HOME POLICE- I/ESTABLISHMENT) DEPARTMENT 

NOTIFICATIONS 
Delhi, the 9th January, 2013 


F . No. 5 /80 / 88 /HP - I/ Estt./6741 to 6746 . - In exercise of the powers conferred by sub 
sections ( 1 ) and (2 ) of section 147 of the Delhi Police Act, 1978 (34 of 1978 ) , the Lieutenant 
Governor of the National Capital Territory of Delhi, is hereby to make the following rules to further 
amend the Delhi Police ( Appointment and Recruitment) Rules, 1980, namely : 


and 


1 . Short title 

commencement 


1. These rules may be called the Delhi Police 

( Appointment and Recruitment) (Amendment ) 
Rules, 2013 . 


2 . They shall come into force with effect from the 

date of their publication in the Delhi Gazette . 


2 . Insertion of new rules 

of Rules 20 - B ( i), 20 
B ( ii ), 20 - B (iii) and 
20 - B ( iv ) respectively . 


In the Delhi Police (Appointment and 
Recruitment) (Amendment) Rules, 1980 , after 
rule 20 - A ( iii), the following rules shall be 
inserted , namely : 


Rule 20 - B (1) 


1. 


Namne of the post 


Inspector (Photographer ) 


2 . 


No. of posts 


02 (Two ) (Subject to variation dependent on 
workload ) . 


| Classification 


? 


Group C Non Gazetted ( Technical) Non 
Ministerial 


Scale of pay 


PB -2 Rs. 9300 -34800 /-Grade Pay Rs. 4600 /-. 


Whether selection post or non - Selection . 
selection post 


Whether benefit of admissible Admissible . 
under rule 30 of CCS 


158DG/13 -2 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


[PART IV 


(Pension ) Rule , 1972 


| 7. 


Age limit for direct recruits 


Not applicable . 


Educational 
qualifications 
direct recruits 


and 
required 


other Not applicable . 

for 


Whether age and educational | No 
qualifications prescribed for 
direct recruits will apply in the 
case of promotes 


| 10 . period of probation , if any 


2 years. 


w 


11. Method of recruitment whether By promotion failing which by deputation . 

by direct recruitment or by 
promotion / deputation /transfer 
& percentage of the vacancies 
to be filled by variousmethods 


12 . 


In case of recruitment by Promotion :- Sub - Inspector (Photographer ) in the 
promotion /transfer / deputation scale of pay PB - 2 Rs. 9300 - 34800 /- Grade Pay 
grade from which promotion / Rs.4200 / - five years regular service in the grade & 
deputation / transfer to be inade | any Photo Section . 


Deputation : 
Officers of Central/State Government/ UTS 
( a ) Holding analogous posts on regular basis : 


Or 


with three years regular service in the pay scale of 
PB - 2 Rs. 9300 - 34800 / - Grade Pay Rs.4200 /-. 


13 . If a DPC exists what is its 

composition 


1. Commissioner of Police - Chairman 
2 . Dy. Commissioner of Police -Member 
3 . A member of SC /ST category not below the 

Rank of Addl. Dy. Commissioner of Police (to 
be nominated by the Commissioner of Police) 


Not applicable . 


14 . Circumstances in which UPSC 

is to be consulted in making 
recruitinent 


PART IV 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


Rule 20- B (ii) 


1 . 


Name of the post 


Sub - Inspector (Photographer) 


2 . 


No. of posts 


08 ( Eight) (Subject to variation dependent on workload ). 


3. 


Classification 


Group C Non Gazetted ( Technical) Non Ministerial 


Scale of pay 


PB -2 Rs. 9300 - 34800/- Grade Pay Rs.4200 /-. 


Whether selection post or Selection . 
non - selection post 


Whether benefit of Admissible . 
admissible under rule 30 
of CCS ( Pension ) Rule , 
1972 


Not applicable 


| Age limit for direct 
recruits 


Educational and other | Not applicable . 
qualifications required for 
direct recruits 


Whether age and No 
educational qualifications 
prescribed for direct 
recruits will apply in the 
case of promotes 


10 . 


| period of probation , if 
any 


/ 2 years. 


Method of recruitment By promotion failing which by deputation . 
whether by direct 
recruitinent or by 
promotion /deputation 
/transfer & percentage of 
the vacancies to be filled 
by various methods 


- 


12 . | In case of recruitment by | Promotion : Head Constable (Photographer ) in the PB - 1 

| promotion /transfer / Rs.5200 - 20200 /- Grade pay Rs. 2400 / - with fifteen years 


TRANCE 


V 


ANNEL 


ode 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


[ PART IV 


ww 


vent 


deputation grade from 
which promotion 
deputation , transfer to be 
made 


regular service in the grade and any photo section as a 
photographer . 


Deputation : 
Officers of Central/ State Government/ UTs 
(a ) Holding analogous posts on regular basis : 

Or 
with fifteen years regular service in the pay scale of PB 
1 Rs. 5200 - 20200 /- Grade Pay Rs. 2400 /-, 


| 13 . If a DPC exists what is its 

composition 


1. Spl. Commissioner of Police - Chairman 
2 . Dy. Commissioner of Police -Member 
3 . A member of SC /ST category not below the Rank of 

Add . Dy. Commissioner of Police (to be nominated 
by the Commissioner of Police ) 


Circumstances in which Not applicable . 
UPSC is to be consulted 
in making recruitment 


Rule 20 -B ( iii ) 


1 . 


Name of the post 


Head Constable (Photographer) 


2. 


No. of posts 


dependent on 


17 ( seventeen ) ( Subject to variation 
workload ). 


3 . 


Classification 


Group C Non Gazetted ( Technical) Non Ministerial 


4 . 


Scal 


Scale of pay 


PB - 1 Rs. 5200 -20200/- Grade Pay Rs.2400/-. 


5 . 


Whether selection post or Selection . 
non - selection post 


| Whether benefit of Admissible. 
admissible under rule 30 
of CCS (Pension ) Rule , 
1972 


Not applicable 


Age limit for direct 
recruits 


| Educational and other | Not applicable. 

qualifications required for 
direct recruits 


PART IV 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


ANASA 


NDAN 


Whether age and No 
educational qualifications 
prescribed for direct 
recruits will apply in the 
case of promotes 


2 years , 


10 . period of probation , if 

any 


Method of recruitment By promotion failing which by deputation . 
whether by direct 
recruitment or by 
promotion / deputation 
/ transfer & percentage of 
the vacancies to be filled 
by variousmethods 


12 . 


In case of recruitment by Promotion : Constable (Photographer) in the PB - 1 
promotion /transfer / Rs. 5200 - 20200 /- Grade pay Rs 2000 /- five years regular 
deputation grade from service in the grade/ photo section . 
which promotion 
deputation transfer to be | Deputation : 
made 

Officers of Central/ State Government/ UTS 
( a ) Holding analogous posts on regular basis : 


with five years regular service in the pay scale of PB - 1 
Rs.5200 -20200 /- Grade Pay Rs. 2000 /-. 


13 . | If a DPC exists what is its | 1. Joint Commissioner of Police - Chairman 
composition 

2 . Dy. Commissioner of Police -Member 
3 . A member of SC /ST category not below the Rank of 

Addl. Dy. Commissioner of Police (to be nominated 
, by the Commissioner of Police ) 


14 . | Circumstances in which Not applicable . 

UPSC is to be consulted 
in making recruitment 


158 DG[13 - 3 


- 


.. 


. 


. 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


(Part IV 


REW 


Rule 20 -B (iv ) 


Name of the post 


Constable (Photographer) 


No . of posts 


51 ( Fifty -One ) (Subject to variation dependent on 
workload ). 


3. 


Classification 


Group C Non Gazetted (Technical) Non Ministerial 


Scale of pay 


PB - 1 Rs. 5200 -20200/- Grade Pay Rs.2000 /-. 


Whether selection post or Selection . 
non - selection post 


Whether benefit of Admissible . 
admissible under rule 30 
of CCS (Pension ) Rule , 
1972 


| 7 . 


| Age limit for direct 
recruits 


Between 18 to 27 years. (Relaxation as per orders/ 
instructions issued by the Govt. of India from time to 
time) 


Educational and other | (i) Senior Secondary examination with Science from 
qualifications required for recognized Board or its equivalent. 
direct recruits 

ii ) Diploma minimum six months photography Course 

Certificate from Govt./ recognized Institute OR I. T .I. 
Electronics/ photography passed Certificate OR 
Serving Photographers having work experience of 
two year in Govt. aided Institution . 


(iii ) Better eye 6 /6 without glasses, worse eye 6 / 36 

corrected with glasses to 6 / 9 OR 6 / 12 without 
glasses (both eyes ). Candidate should be free from 
colour blindness . 


19. 


(iv ) As per orders/ instructions issued by the Government 

from time to time in rule 9 of Delhi Police 

(Appointment & Recruitment) Rules, 1980 . 
Whether age and No 
educational qualifications 
prescribed for direct 
recruits will apply in the 
case of promotes 


PARTIV] 


DELHI GAZETTE :EXTRAORDINARY 


10. 


period of probation , if 


2 years. 


any 


11. | Method of recruitment By direct recruitment failing which by deputation . 

whether by direct 
recruitment or by 
promotion /deputation 
/ transfer & percentage of 
the vacancies to be filled 
by various methods 


In case of recruitment by 
promotion / transfer / 
deputation grade from 
which promotion / 
deputation / transfer to be 
made 


Deputation : 
Officers of Central/ State Government / UTs 
(a ) Holding analogous posts on regular basis : 

Or 
Constable (Photographer) with five years regular service 
in the pay scale of PB - 1 Rs.5200 - 20200/- Grade Pay Rs. 
2000 /- with photo section . 
1 . Joint Commissioner of Police - Chairman 
2 . Dy . Commissioner of Police -Member 
3 . A member of SC /ST category not below the Rank of 

Addl. Dy. Commissioner of Police (to be nominated 
by the Commissioner of Police ) 


13 . | If a DPC exists what is its 

coniposition 


| 14 . Circumstances in which Not applicable . 

UPSC is to be consulted 
in making recruitment 

सं. एफ . 13 / 14 / 2003 / एच. पी .-I/ स्थापना / 6747 से 6752. - दिल्ली पुलिस अधिनियम , 1978 (1978 
का 34 ) की धारा 147 की उप - धारा (1 ) और (2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली 
के उपराज्यपाल दिल्ली पुलिस ( नियुक्ति एवं भर्ती ) नियमावली, 1980 में आगे संशोधन करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाते 
हैं , अर्थात् : 
1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ 

(1 ) ये नियम दिल्ली पुलिस (नियुक्ति एवं भर्ती) 

( संशोधन) नियमावली - 2013 कहे जायेंगे । 


( 2) 


ये दिल्ली राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से 
प्रभावी होंगे । 


. 


2. नियम 17 बी ( VII) में संशोधन 


(1 ) दिल्ली पुलिस (नियुक्ति एवं भर्ती) नियम , 1980 में 

नियम 17 बी ( VII) रेडियो टेक्नीशियन ( स. उ.नि . ) 
के पद से संबंधित कॉलम नं. - 3 में : -- 


... 


. 


क्रम संख्या - 1 पर कॉलम के सामने प्रविष्टि के लिए , “ पद का नाम से संबंधित निम्नलिखित 
प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी , अर्थात : 
"रेडियो टेक्नीशियन ( स . उप.नि . / उप. नि .) " 


.....--...-..... 


( ख ) क्रम संख्या - 2 पर कॉलम के सामने प्रविष्टि के लिए , ‘ पदों की संख्या से संबंधित 

निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात : 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


[PART IV 


mar 


" 185 * ( 2012 ) “ कार्यभार की क्षमता के अनुसार " 


क्रम संख्या - 4 पर कॉलम के सामने प्रविष्टि के लिए वेतनमान से संबंधित निम्नलिखित 
प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात: -- 


"(पे - बैन्ड - 1), रू0 9300 -34800+ ग्रेड पे - 4200 ", 


( सहायक उप - निरीक्षक जब तक वे रू0 10, 130 / - और इसी प्रकार उप -निरीक्षक जब तक 
उनका वेतनमान रू0 10,130 / -- ) पहुंच जाता है । 


( घ ) क्रम संख्या - 8 पर कॉलम के सामने प्रविष्टि के लिए, सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षित एवं 

• अन्य योग्यताओं से संबंधित निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी , अर्थात: 


( घ ) बिना चश्मे के 6 / 6 बेहतर दृष्टि , खराब आंखे 6 / 36 ( चश्मे सहित ठीक की गई) 

6 / 9 या 6 / 12 चश्मे के बिना ( दोनों आंखे), रंग - अंधता से मुक्त होनी चाहिए । 
( ङ ) क्रम संख्या - 11 पर कॉलम के सामने प्रविष्टि के लिए भर्ती की पद्धति , सीधी भर्ती द्वारा या 

पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति द्वारा / स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने 
वाले रिक्त पदों का प्रतिशत निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात: -- 


"( ) 50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा 
(ii ) 50 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा, जिसके न होने पर सीधी भर्ती द्वारा भरे जायेंगे । 


( च) यदि भर्ती पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / स्थानान्तरण पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / स्थानान्तरण से 

संबंधित कॉलम - 12 के सामने प्रविष्टि के लिए निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, 
अर्थात:-- 
पदोन्नति स्थायी वर्कशाप सहायकों ( स. उप.नि . / उप. नि.) जिनको ग्रेड में छ: वर्ष की सेवा और 
डी. सी. पी . डब्ल्यूय , गृह मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा आयोजित / स्वीकृत परीक्षा पुलिस 
वायरलैस तकनीकी ग्रेड - 1 ( पी. डब्ल्यू. टी .--11 / ग्रेड -II) में कोर्स पास किया हो । 
पदोन्नति : - स्थायी प्र0 सि0 फिटर बैटरी , फिटर इंजन , फिटर इलैक्ट्रिशियन, मास्टर लश्कर, 
ड्राफ्ट्स मैन और बढ़ई मे से जिनको ग्रेड में दस वर्ष की सेवा और डी. सी . पी . डब्ल्यू गृह 
मंत्रालय परीक्षा पुलिस वायरलैस तकनीकी ग्रेड - III ( पी . डब्ल्यू . टी---III / ग्रेड - 11 में कोर्स पास 
किया हो ) । 


F . No. 13 / 14 /2003 /HP- I/Estt./6747 to 6752. - In exercise of the powers conferred by 
sub - sections ( 1 ) and ( 2 ) of section 147 of the Delhi Police Act, 1978 ( 34 of 1978 ), the Lieutenant 
Governorof the National Capital Territory ofDelhi,hereby make the following rules to further amend 
the DelhiPolice (Appointment and Recruitment) Rules, 1980 , namely : 


1. Short title and (1) 

commencement. 


These rules may be called the Delhi Police ( Appointment and 
Recruitment) ( Amendment) Rules, 2013 . 


(2 ) 


They shall come into force with effect from the date of their 
publication in the DelhiGazette . 


2. Amendment of ( 1 ) In the Delhi Police ( Appointment and Recruitment ) Rules , 1980 , in 
Rule 17- B ( VII). rule 17 - B (VII ) relating to the post of Radio Technician (ASI), in 

column number 3 , 


PART IV 

DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 
(a) for the entry against serial number 1, relating to the Name of the posts , the following entry 

shall be substituted , namely : 


“Radio Technician ( ASI/SI)” ; 


(b) 


for the entry against serial number 2, relating to the ‘Number of Posts ’, the following entry 
shall be substituted , namely : 


“ 185 * (2012 ) “ Subject to variation dependent on work - load.” ; 


for the entry against serial number 4 , relating to the Scale of Pay ’, the following entry shall 
be substituted , namely : 


" (Pay Band -2 ) Rs. 9300 - 34800 /- Grade pay Rs. 4200 / 


( ASI till they draw their pay less than Rs. 10 , 130 / - and S .I. when their pay reaches the stage 
of Rs. 10 ,130 /-)" ; 


(d ) 


in the entry against serial number 8 , relating to the Educational and other qualifications 
required for direct recruits, for clause ( d ), the following change shall be substituted , namely : 


“ (d ) Better eye 6 /6 without glasses , worse eye 6 / 36 corrected with glasses to 6 / 9 OR 6 / 12 
without glasses (both eyes ). Candidate should be free from colour blindness." ; 


(e ) 


for the entry against serial number 11 , relating to the ‘Method of recruitment whether by 
direct recruitment or by promotion / transfer / deputation or percentage of the vacancies to be 
filled by various methods, the following entry shall be substituted , namely : 


" (i) 50 % by direct recruitment and , 

50 % by promotion , failing which by direct recruitment." ; 
for the entry against serial number 12 , relating to the “ In case of recruitment by 
promotion deputation /transfer grades from which promotion deputation / transfer to be made , 
the following entry shall be substituted , namely : 


“ Promotion : From amongst confirmed Workshop Assistant (SI/ASI) who have passed 
Police Wireless Tech .- II (PWT- II /Grade- II) course conducted / approved by the Directorate 
of Coordination Police Wireless, Ministry of Home Affairs, Government of India and having 
completed six years regular service in the grade . 


Or 
Promotion : From amongst confirmed (Head Constables ) Fitter Battery , Fitter Engine, Fitter 
Electrician , Mast Lasker, Draftsman and Carpenter who have passed Police Wireless Tech . 
III (PWT- III / Grade - III) course conducted / approved by the Directorate of Coordination 
Police Wireless , Ministry of Home Affairs , Government of India and having completed ten 
years regular service in the grade. 


158 DG / 13 - 4 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 

[PART IV 
सं . एफ . 13 / 34 / 2009 / एच. पी .-I / स्थापना / 6723 से 6728. - दिल्ली पुलिस अधिनियम , 1978 ( 1978 
का 34 ) की धारा 147 की उप - धारा ( 1 ) और ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली 
के उपराज्यपाल दिल्ली पुलिस ( नियुक्ति एवं भर्ती) नियमावली, 1980 में आगे संशोधन करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाते 
हैं , अर्थात् : -- 
1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ 

(1) ये नियम दिल्ली पुलिस (नियुक्ति एवं भर्ती) 

( संशोधन) नियमावली - 2013 कहे जायेंगे । 


( 2) 


ये दिल्ली राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से 
प्रभावी होंगे । 


2. नियम 17 बी ( XIV ) में संशोधन 


(1 ) 


दिल्ली पुलिस (नियुक्ति एवं भर्ती) नियम, 1980 में 
नियम 17 बी ( xiv) टेलीफोन एक्सचेंज ऑपरेटर 
( प्रधान – सिपाही) के पद से संबंधित है । 


( क ) क्रम संख्या - 4 पर कॉलम के सामने प्रविष्टि के लिए वेतनमान से संबंधित निम्नलिखित 

प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी , अर्थातः 

"(पे- बैन्ड -1), रू0 5200 - 20200 + ग्रेड पे- 2400 ", 
. . ( ख ) क्रम संख्या - 8 पर कॉलम के सामने प्रविष्टि के लिए, सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षित एवं 

अन्य योग्यताओं से संबंधित निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात: 
किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10 + 2 ( सीनियर सेकेण्डरी) समकक्ष गणित एवं विज्ञान विषय के 
साथ । 


सूचना प्रौद्योगिकी तथा इलैक्ट्रोनिक सिस्टम अनुरक्षण में राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र 
( एनटीसी) 


या 


मैकेनिकल आपरेटर इलैक्ट्रोनिक संचार प्रणाली के व्यवसाय में राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र 


या 


(ii ) 
(ii) 
(iv) 


काल सैंटर सहायक के व्यवसाय में राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रमाण पत्र 
अंग्रेजी टंकण में 30 शब्द प्रति मिनट । 
अभ्यर्थी अच्छी सेहत, बीमारी मुक्त, त्रुटिदोष विकलांगता रहित होना चाहिए । 
बिना चश्मे के 6 / 6 बेहतर दृष्टि , खराब आंखे 6 / 36 ( चश्मे सहित ठीक की गई) 6 / 9 या 
6 / 12 चश्मे के बिना (दोनों आंखे), रंग - अंधता से मुक्त होनी चाहिए । 
ऊँचाई : 
पुरूष अभ्यर्थी : 170 सै. मी. पहाड़ी क्षेत्रों से संबंधित अर्थात गोरखा और गढ़वाली अभ्यर्थियों के 
लिए 5सै. मी. की छूट । 
महिला अभ्यर्थी : 157 सै. मी . पहाड़ी क्षेत्रों से संबंधित अर्थात गोरखा और गढ़वाली अभ्यर्थियों 
के लिए 5सै. मी . की छूट । 


(v) 


PART IV 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


छाती: 


पुरूष अभ्यर्थी : 81 - 85सै. मी. पहाड़ी क्षेत्रों से संबंध रखने वाले अर्थात गोरखा और गढ़वाली 
अभ्यर्थियों के लिए 5सै. मी . की छूट | 


( vi ) 


महिला अभ्यर्थी : " लागू नही" 
सीधी भर्ती के माध्यम से चयनित उम्मीदवारों को 9 महीनों का प्रशिक्षण पुलिस प्रशिक्षण 
कॉलेज , झड़ौदा कलॉ, नई दिल्ली के अलावा वायरलेस ऑपरेटर कोर्स जिसमें रेडियो थ्योरी , 
रेडियो प्रोसीजर, प्रेक्टिकल एण्ड टाइपिंग सीखना होगा और बुनियादी पुलिस प्रशिक्षण पूरा 
करना होगा । उनको आयुक्त पुलिस, दिल्ली द्वारा समय - समय पर निर्धारित किया गया 
शारीरिक प्रशिक्षण और हथियारों, ड्रिल परेड के अतिरिक्त आपराधिक कानून और प्रा 

र प्रक्रिया की 
शिक्षा , पुलिस के व्यवहारिक काम, मानव अधिकार इत्यादि का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा । 
उनको पुलिस प्रशिक्षण कॉलेज द्वारा आयोजित अन्तिम परीक्षा पास करनी होगी । जो इस 
प्रशिक्षण को पास नहीं कर पायेंगे उनके प्रशिक्षण में 4 महीनों का विस्तार किया जाएगा और 
इस अवधि में उनको जिन विषयों में वो अनुत्तीर्ण हुए हैं उनको पास करने के लिए अधिकतम 
दो मौके दिए जायेंगे यदि वो इसमें भी असफल रहते हैं तो सीसीएस ( अस्थायी सेवाएं ) 
नियिमावली - 1965 के अन्तर्गत उनकी सेवाएं समाप्त कर दी जायेंगी । 


क्रम संख्या -11 पर कॉलम के सामने प्रविष्टि के लिए भर्ती की पद्धति , सीधी भर्ती द्वारा या 
पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति द्वारा / स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने 
वाले रिक्त पदों का प्रतिशत निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थातः 
" 100 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा : 
90 प्रतिशत रिक्त स्थान खुली प्रतिस्पर्धा के द्वारा भरे जायेंगे । 
10 प्रतिशत रिक्त स्थान भारत सरकार के निर्देशानुसार आयु में छूट देकर दिल्ली पुलिस के 

सिपाहियों द्वारा भरे जायेंगे । 
टिप्पणी : - बाहरी उम्मीदवारों व विभागीय उम्मीदवारों के लिए प्रवेश परीक्षा एक ही प्रकार की होगी । 
( घ ) “ यदि भर्ती पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / स्थानान्तरण पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / स्थानान्तरण से 
___ संबंधित कॉलम - 12 के सामने प्रविष्टि के लिए निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, 

अर्थातः 
लागू नहीं । 
क्रम संख्या- 13 पर कॉलम के सामने प्रविष्टि के लिए यदि डीपीसी विद्यमान है तो इसकी 
संरचना क्या होगी निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात: 
"दिल्ली पुलिस (पदोन्नति एवं स्थायीकरण ) नियमावली, 1980 के नियम 8 में बताए गए 
अनुसार चयन बोर्ड " 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 

(PART IV 
F . No . 13 /34 / 2009 /HP- I/Estt./6723 to 6728 .. - In exercise of the powers conferred by 
sub - sections ( 1 ) and (2 ) of section 147 of the Delhi Police Act, 1978 ( 34 of 1978 ), the Lieutenant 
Governor of the National Capital Territory of Delhi, hereby make the following rules to further amend 

the Delhi Police ( Appointment and Recruitment) Rules, 1980, namely : 
1. Short title and (1) These rules may be called the Delhi Police ( Appointment and 

commencement. Recruitment) Rules , 2013 . 


These shall coine into force with effect from the date of their 
publication in the Delhi Gazette . 


2 . Amendment of ( 1 ) 

Rule 17 -B 
(XIV ) . 


In the Delhi Police (Appointment and Recruitment ) Rules , 1980 in 
rule 17 - B (XIV ) relating to the post of Telephone Exchange 
Operator (Head Constable ), in column 3, 


(a ) 


for the entry against serial no . 4 , relating to the "Scale of pay , the following entry shall be 
substituted , namely : 


“ (Pay Band – I), Rs. 5200 -20200 + Grade Pay- 2400" ; 


(b ) 


for the entry against serial no . 8 , relating to the “ Educational and other Qualification 
required for direct recruitment , the following entry shall be substituted , namely : 


“ (a ) Passed 10 + 2 ( Senior Secondary ) from a recognized Board with Science and Mathematics 

as subjects . 


OR 


National Trade Certificate (NTC ) in the trade of Inforniation Technology and Electronic 
system maintenance . 


OR 


National Trade Certificate in the trade of Mechanic - cum -operator Electronic , 
Communication system . 

OR 
National Apprenticeship Certificate in the trade of call center assistant, 


(b ) English typing speed on 30 W .P .M . 


( c ) The candidate should be of sound health , free from any disease , defect or deformity . 


(d ) Better eye 6 /6 without glasses, worse eye 6 /36 corrected with glasses 6 /9 OR 6 / 12 
: : without glasses ( both eyes). The candidate should be free from colour blindness . 


( e) Height: 

Male candidates : 170 cms. Relaxable by 5 cms. for candidates belonging to Hill areas i. e . 
Gorkha and Garhwalis . 


Female candidates : 157 cms. Relaxable by 5 cms. for candidates belonging to Hill areas 
i.e . Gorkha and Garhwalis. 


PART IV 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 
Chest: 
Male candidates : 81- 85 cms. Relaxable by 5 cms. for candidates belonging to Hill areas 
i. e . Gorkha and Garhwalis . 


Female candidates : Not applicable . 


The selected candidates shall have to undergo Nine months training of Grade - III Police 
Wireless Operator approved by Directorate of Coordination Police Wireless , Ministry of 
Home Affairs, Government of India and having Radio Theory , Radio Procedure, Practical 
and Typing . They will also be given training in knowledge of criminal law , human rights 
etc. besides parade drill, firing unarmed combat and physical training as prescribed from 
time to time by the Commissioner of Police , Delhi. They will be required to pass the final 
examination conducted by the Police Training College , Jharoda Kalan , New Delhi. The 
training of those who do not pass would be extended by four months and during this period 
they would be given a maximum of two chances to clear the subjects in which they have 
failed , failing which their services shall be liable to be terminated under Central Civil 
Service (Temporary Services ) Rules , 1965" ; 


( c ) 


for the entry against serial no . 11 , relating to the Methods of recruitment, whether by 
direct recruitment or by promotion / deputation / transfer and percentage of the vacancies 
to be filled by various methods , the following entry shall be substituted , namely : 


“ 100 % by direct recruitment: 


90 % vacancies shall be filled from the open competition and 
( ii ) 10 % vacancies filled from the Delhi Police Constables by giving them age 

relaxation as per GOIs instructions. 
Note :- Entrance test for outside candidates and departmental candidates shall be same” ; 


for the entry against serial no . 12 , relating to the In the case of recruitment by promotion / 
transfer / deputation grades from which promotion / transfer / deputation to be made , the 
following entry shall be substituted , namely : 


" Not Applicable ” ; 


(e) 


for the entry against serial no . 13 , relating to the “ If a DPC exists what is its .composition , 
the following entry shall be substituted ,namely : 


" (a ) 


Selection Board as provided in Rule 8 of the Delhi Police (Promotion and 
Confirmation ) Rules , 1980” . 


is 8 DG113 - 5 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 

[ PART IV 
सं. एफ . 13 / 33 / 2006 / ग. पु.- I / स्थापना / 6729 से 6734.- - राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल , 
दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1978 (1978 का 34 ) की धारा 147 की उप- धारा ( 1 ) और ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए दिल्ली पुलिस (नियुक्ति एवं भर्ती) अधिनियम , 1980 के नियमों में आगे के लिए संशोधन 
करते हैं : 


संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभः 


1 


इन नियमों को दिल्ली पुलिस (नियुक्ति एवं भर्ती) ( संशोधित) . 
नियम - 2013 के रूप में जाना जाएगा । 


ये नियम दिल्ली के राजपत्र में छापने की तिथि से प्रभावी हो 
जायेंगे । 


नियम 20 में संशोधन 


2. 


दिल्ली पुलिस (नियुक्ति एवं भर्ती) अधिनियम, 1980 , के नियम 20 
के उप -नियम (1 ) में कम संख्या - 1 पर इन्द्राज के लिए 
निम्नलिखित पैरा प्रतिस्थापित किया जाएगा : 


बैण्डमैन और बिगुलर की भर्ती सिपाही पद पर उपायुक्त 
पुलिस / प्रथम वाहिनी द्वारा रिक्तियों को रोजगार कार्यालय, 
पड़ोसी राज्यों , स्थानीय सैनिक बोर्ड में अधिसूचित करके , केन्द्रीय 
रूप से की जाएगी । अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जन जातियों 
और भूतपूर्व सैनिकों को भारत सरकार द्वारा समय समय पर 
जारी आदेशों के अनुसार आरक्षण प्रदान किया जाएगा । किसी भी 
आवेदक को तब तक भर्ती हेतु अभ्यर्थी के रूप में स्वीकार नहीं 
किया जाएगा जब तक कि वह पुलिस सेवा के लिए शारीरिक 
रूप से योग्य प्रमाणित नहीं कर दिया जाता । अभ्यर्थी की उम्र 
एवं अन्य मानक इस अधिनियम के नियम - 9 में निर्धारित 
नियमानुसार होने आवश्यक हैं । चयन , अधिकारियों के एक बोर्ड 
द्वारा किया जाएगा, जिसमें आयुक्त पुलिस द्वारा नामित एक 
उपायुक्त पुलिस , अध्यक्ष के रूप में व एक सहायक आयुक्त 
पुलिस और एक निरीक्षक / उप -निरीक्षक प्रभारी (बैण्ड ) सदस्य के 
रूप में होंगे । बोर्ड, उनको नियुक्ति के लिए अनुमोदित करने से 
पहले अभ्यार्थियों द्वारा बजाए गए वादय यन्त्रों / बिगुलों की एक 
वास्तविक परीक्षा लेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि वे वास्तव 
में इसमें निपुण हैं । 


F . No. 13 /33/ 2006 /HP- I/Estt./6729 to 6734 . - In exercise of the powers conferred by 
sub - sections ( 1 ) and (2 ) of Section 147 of the Delhi Police Act, 1978 ( 34 of 1978 ), the Lieutenant 
Governor of the National Capital Territory ofDelhi,hereby make the following rules to further 
amend the Delhi Police ( Appointment and Recruitment) Rules , 1980 ,namely : - - 


1. Short title and 

Commencement : - . 


( 1 ) These Rules may be called the Delhi Police ( Appointment and 

Recruitment) (Amendment) Rules, 2013 . 


2) 


They shall come into force with effect from the date of their 
publication in the DelhiGazette , 


2. Amendment of . 
Rule 20 : 


( 1) In the Delhi Police ( Appointment and Recruitment) Rules , 

1980 , in rule 20 relating to the post of Bandsmen , for sub rule (i) 
the following be substituted , namely : 


। 


.. 


PART IV ) 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


" (1 ) Bandsman and buglers shall be enlisted centrally in the rank of constable by the DCP / 
Ist Bn by notifying the vacancies to Employment Exchange , neighboring States , local 
Soldier s Board . Reservation shall be made for Scheduled Castes / Scheduled Tribes and 
Ex - servicemen as Government of India orders issued from time to time. No applicant shall 
be accepted as a candidate for appointment unless he has certified physically fit for police 
service . The candidates must possess age and other standards as prescribed age and other 
standard as prescribed age and other standard as prescribed in rule 9 of these Rules . 
Selection shall bemade by a board of Officers consisting of Dy. Commissioner of Police , 
as President , Asstt . Commissioner of Police and Inspector/ S .I . Incharge ( Band ) as 
members to be nominated by Commissioner of Police . The Board shall actually test the 
candidates in playing of band instrument/bugles and ensure that they are really proficient 
before approving them for appointment 


सं. एफ . 13 / 23 / 2003 / एचपी -I / स्थापना / 6735 से 6740 . - दिल्ली पुलिस अधिनियम , 1978 ( 1978 
का 34 ) की धारा 147 की उप - धारा ( 1 ) और ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली 
के उपराज्यपाल दिल्ली पुलिस (नियुक्ति एवं भर्ती) नियमावली, 1980 में आगे संशोधन करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाते 
हैं , अर्थात् : --- 
1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ 

(i) ये नियम दिल्ली पुलिस (नियुक्ति एवं भर्ती) 

( संशोधन) नियमावली - 2013 कहे जायेंगे । 


(ii ) ये दिल्ली राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि 

से प्रभावी होंगे । 


2. नियम 17 बी (XIX) में संशोधन 


(i) दिल्ली पुलिस (नियुक्ति एवं भर्ती) नियम , 1980 में 

नियम 17 - बी ( XIX ) प्रधान - सिपाही ( कारपेन्टर ) 
( संचार) के पद से संबंधित निम्नलिखित प्रविष्टि 
प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात : 


( क ) 


क्रम संख्या - 4 पर कॉलम के सामने प्रविष्टि के लिए वेतनमान से संबंधित निम्नलिखित 
प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात : 
“ पीबी - 1, रूपये 5200 - 20200 / --, ग्रेड वेतन - रूपये - 2400 / - " 
क्रम संख्या - 7 के सामने प्रविष्टि के लिए सीधी भर्ती के उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा से 
संबंधित निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात :-- 
" 18 - 27 वर्षों के मध्य भारत सरकार द्वारा समय - समय पर जारी किये गये 
आदेशों / निर्देशों के अनुसार छूट ) 
क्रम संख्या-- 8 के सामने प्रविष्टि के लिए सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक एवं अन्य 
योग्यताओं से संबंधित निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी अर्थात : 


(i) मैट्रिक किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड और समकक्ष 
(ii ) किसी सरकारी विभाग / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम / प्रतिष्ठित प्रतिष्ठान से ट्रेड में 

3 वर्षों के कार्य अनुभव सहित किसी सरकारी मान्यता प्राप्त आईटीआई / आईटीसी 
से कारपेन्टर के ट्रेड में 1 वर्ष की अवधि का आईटीआई प्रमाण - पत्र । 


या 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 

[ PART IV 
किसी सरकारी विभाग / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम / प्रतिष्ठित प्रतिष्ठान से ट्रेड में 
3 वर्षों के कार्य अनुभव सहित किसी सरकारी मान्यता प्राप्त आईटीआई / आईटीसी 
से कारपेन्टर के ट्रेड में क्राफ्ट्मेन प्रशिक्षण योजना क अन्तर्गत 1 वर्ष की अवधि का 
राष्ट्रीय ट्रेड प्रमाण - पत्र (एनटीसी) ! 

या 
किसी सरकारी विभाग / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम / प्रतिष्ठित प्रतिष्ठान से ट्रेड में 
1 (एक ) वर्ष के कार्य अनुभव सहित किसी सरकारी मान्यता प्राप्त 
आईटीआई / आईटीसी से कारपेन्टर के ट्रेड में प्रशिक्षु प्रशिक्षण योजना के अन्तर्गत 

3 (तीन) वर्षों की अवधि का राष्ट्रीय प्रशिक्षु प्रमाण - पत्र (एनएसी) । 
(iii ) अभ्यर्थी अच्छी सेहत, बीमारी मुक्त, त्रुटि (दोष) विकलांगता रहित होना चाहिए । 
(iv ) बिना चश्मे के 6 / 6 बेहतर दृष्टि , खराब आंखे 6 / 36 ( चश्मे सहित ठीक की गई ) 

6 / 9 या 6 / 12 चश्मे के बिना ( दोनों आंखे), रंग - अंधता से मुक्त होनी चाहिए । 
(v) ऊँचाई : 
पुरूष प्रत्याक्षी :- 165 सें .मी . पर्वतीय क्षेत्रों से संबंधित गोरखा व गढ़वाली अभ्यर्थियों के लिए 
5 सें . मी . के लिए छूट । 
महिला प्रत्याक्षी : - 157 सें. मी . पर्वतीय क्षेत्रों से संबंधित गोरखा व गढ़वाली अभ्यर्थियों के लिए 
5 सें. मी . के लिए छूट । 
छाती : 
पुरूष प्रत्याक्षी : 81 -85 सें . मी. पर्वतीय क्षेत्रों से संबंधित गोरखा व गढ़वाली अभ्यर्थियों के 
लिए 5 सें . मी . के लिए छूट । 
महिला प्रत्याक्षी : लागू नहीं । 


( घ) सीधी भर्ती के माध्यम से चयनित उम्मीदवारों को उपायुक्त पुलिस ( संचार ) द्वारा आयोजित 6 

महीनों का पुलिस वायरलेस टेक्निकल -III (पीडब्ल्यूटी - III / ग्रेड - III ) प्रशिक्षण जिसे 
डीसीपीडब्ल्यू गृह मंत्रालय , भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है करना होगा तथा 
इसके साथ - साथ पुलिस प्रशिक्षण कॉलेज, झड़ौदा कलॉ, नई दिल्ली द्वारा आयोजित बुनियादी 
पुलिस प्रशिक्षण पूरा करना होगा । उनको आयुक्त पुलिस, दिल्ली द्वारा समय - समय पर 
निर्धारित किया गया शारीरिक प्रशिक्षण और हथियारों, ड्रिल परेड के अतिरिक्त आपराधिक 
कानून और प्रक्रिया की शिक्षा, पुलिस के व्यवहारिक काम, मानव अधिकार इत्यादि का 
प्रशिक्षण भी दिया जाएगा ! उनको पुलिस प्रशिक्षण कॉलेज द्वारा आयोजित अन्तिम परीक्षा पास 
करनी होगी । जो इस प्रशिक्षण को पास नहीं कर पायेंगे उनके प्रशिक्षण में 4 महीनों का 
विस्तार किया जाएगा और इस अवधि में उनको जिन विषयों में वो अनुत्तीर्ण हुए हैं उनको 
पास करने के लिए अधिकतम दो मौके दिए जायेंगे यदि वो इसमें भी असफल रहते हैं तो 
सीसीएस ( अस्थायी सेवाएं ) नियिमावली - 1965 के अन्तर्गत उनकी सेवाएं समाप्त कर दी 
जायेंगी । 


JAM 


re 


BER 


PARTIV 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


21 


F . No. 13/23 /2003/HP - I/Estt ./6735 to 6740.- In exercise of the powers conferred by 
sub -sections ( 1) and (2 ) of section 147 of the Delhi Police Act, 1978 (34 of 1978 ), the Lieutenant 
Governor of the National Capital Territory of Delhi, is pleased to make the following rules to further 
amend the Delhi Police (Appointment and Recruitment) Rules , 1980 , namely : 


Short title and (i) 
commencement. 


These Rules may be called the Delhi Police (Appointment and 
Recruitment) (Amendment) Rules , 2013 . 


(ii) 


These shall come into force with effect from the date of their 
publication in the Delhi Gazette . 


2 . Amendment of 

Rule 17- B (xix ). 


In the Delhi Police ( Appointment and Recruitment) Rules, 1980 , 
in Rule 17 - B (xix ) relating to the post of Head Const. ( Carpenter ) 
(Communicaiion ) the following shall be substituted , namely : 


(i) For the entry against column 4 , relating to the " Scale of Pay’, the following entry shall be 

substituted , namely : 
" ( Pay Band- 1), Rs.5200 -20200/- Grade Pay - Rs. 2400 /-.” 


(ii) For the entry against column 7 , relating to the Age limit for direct recruits , the following 

entry shall be substituted, namely : 


“ Between 18 to 27 years. (Relaxation as per orders /instructions issued by Government of 
India from time to time." 


(iii) For the entry against the column 8 , relating to the Educational and other qualifications 

required for direct recruits ” the following entry shall be substituted , namely : 


(a ) Matriculation from a recognized board or equivalent. 


(b ) I. T .I. Certificate of 1 (one ) year duration after matriculation in Carpenter trade from a 
- Government recognized ITI/ITC with 3 (three ) years of work experience in the trade 

from Govt. Department / Public Sector Undertaking/ reputed concern . 


OR 
National Trade Certificate (NTC ) of 1 (one ) year duration in Carpenter trade under the 
Craftsman Training Scheme from a Government recognized ITI/ITC with 3 ( three ) years 
of work experience in the trade from Govt. Department/Public Sector 
Undertaking / reputed concern . 


OR 


National Apprenticeship Certificate (NAC ) of 3 (three) years duration in Carpenter trade 
under the Apprenticeship Training Scheme from a Government recognized ITI/ITC with 
1 (one ) year of work experience in the trade from Govt, department/Public Sector 
Undertaking / reputed concern . 


ocen . 


( c ) The candidate should be of sound health , free from disease , defect or deformity . 


(d ) Better eye 6 /6 without glasses, worse eye 6 /36 corrected with glasses to 6 /9 or 6 /12 

without glasses ( both eyes ). The candidate should be free from colour blindness. 


158DG/ 13 - 6 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 

[ PART IV 
( e ) Height : 

HART - - - - - - - - - -____[PARTY 
Male Candidates : - 165 cms. Relaxable by 5 cms . for candidates belonging to Hill areas 
i.e . Gorkha and Garhwalis. 


Female Candidates : - 157 cms. Relaxable by 5 cms. for candidates belonging to Hill 
areas i. e . Gorkha and Garhwalis. 


(f) Chest: 


Male Candidates : 81- 85 cms. Relaxable by 5 cms. for candidates belonging to Hill areas 
i.e . Gorkha and Garhwalis . 


Female Candidates: - Not applicable. 


( g ) The candidates shall have to undergo 6 months technical training of Police Wireless 

Tech.- III (PWT - III/ Grade -III ) approved by Directorate of Coordination Police Wireless , 
Ministry of Home Affairs , Government of India and to be conducted by DCP /Comn. and 
basic Police Training side by side to be conducted by Principle PTC , Jharoda Kalan , 
Delhi. They will be required to pass the final examination conducted by PTC / 
DCP/Comn. The training of those who do not pass would be extended by four months 
and during this period they would be given a maximum of two chances to clear the 
subjects in which they have failed , failing which their services shall be liable to be 
terminated under CCS ( Temporary Services ) Rules, 1965 . " 


सं . एफ . 16 / 3 / 2012 / एचपी - I / स्थापना / 6769 से 6774. -- दिल्ली पुलिस अधिनियम , 1978 ( 1978 का 
34 ) की धारा 147 की उप - धारा ( 1 ) और ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के 
उपराज्यपाल दिल्ली पुलिस ( पदोन्नति एवं स्थायीकरण ) नियमावली , 1980 में आगे संशोधन करते हुए , निम्नलिखित नियम 
बनाते हैं , अर्थात् : 


1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ 


ये नियम दिल्ली पुलिस ( पदोन्नति एवं स्थायीकरण ) 
( संशोधन ) नियम , 2013 कहे जायेंगे । 
ये दिल्ली राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से 
प्रभावी होंगे । 


2. नियम 15 में संशोधन 


दिल्ली पुलिस के (पदोन्नति एवं स्थायीकरण) नियम 
1980 के मुख्य नियम - 15 , के उप - नियम (j) से 
संबंधित सूची घ ( कार्यकारी ) को निम्नलिखित 
उप - नियम से प्रतिस्थापित किया जाएगा अर्थात् :-- 


सूची घ - 1 ( कार्यकारी) स्थायी किये गये वे प्रधान सिपाही योग्य होंगे , जिनकी रैंक में कम से कम पांच वर्ष की 
सेवा हो । चयन विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिश के आधार पर किया जायेगा । अगले एक वर्ष में सहायक 
उप -निरीक्षक के रैंक में खाली होने वाले रिक्त पदों की संख्या को ध्यान में रखकर ऐसे चुने गये प्रधान – सिपाहियों 
को प्रधान सिपाहियों की रैंक में सिपाहियों से सम्बंधित वरिष्ठता कम की सूची घ - 1 में दर्ज किया जायेगा । सिविल 
सर्जन द्वारा स्वास्थ्य दुरूस्तता प्रमाण पत्र देने पर प्रशिक्षण तिथि की घोषणा के 24 महीनों के अन्दर जो सेवानिवृति 
पर जाने वाले हों , को छोडकर, उन्हें इन्टर मीडिएट स्कूल पाठयक्रम में प्रशिक्षण के लिये भेजा जाएगा । वे, जिन्होने 
सफलतापूर्वक इन्टरमीडिएट स्कूल पाठयक्रम उत्तीर्ण कर लिया है, उनको उन उम्मीदवारों सहित, जिन्हें प्रशिक्षण से 
छुट प्राप्त है, सूची घ - 1 पर उनकी संबंधित वरिष्ठता के अनुसार सूची घ - 2 में दर्ज किया जायेगा । जब कभी रिक्त 
पद खाली होगें, तब सूची घ - 2 के प्रधान सिपाहियों में से पदोन्नतियों के आदेश किये जायेंगे । 


3. नियम 16 में संशोधन 


मुख्य नियम - 16, के उप - नियम - 16 (i) से संबंधित सूची 
ड , ( कार्यकारी ) को निम्नलिखित उप - नियम से 
प्रतिस्थापित किया जाएगा अर्थात् : 


Me 


PART IV ] 

DELHI GAZETTE :EXTRAORDINARY 
5 - 1 ( i nt) स्थायी किये गये वे सहायक उप निरीक्षक ( कार्यकारी ) योग्य होंगे जिनकी रैंक में 
कम से कम छ: वर्ष की सेवा हो । चयन विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिश पर किया जायेगा । अगले एक वर्ष 
में सहायक उप -निरीक्षक के रैंक में खाली होने वाले रिक्त पदों की संख्या को ध्यान में रखकर ऐसे चुने गये 
उप -निरीक्षक के पदों की संभावित रिक्तियों की संख्या को ध्यान में रखते हुए उनकी वरिष्ठता के अनुसार सूची 
ड.- - | में दर्ज किया जायेगा । सिविल सर्जन द्वारा स्वास्थ्य दुरूस्तता प्रमाण पत्र देने पर प्रशिक्षण तिथि की घोषणा के 
24 महीनों के अन्दर जो सेवानिवृति पर जाने वाले हों , को छोडकर उन्हें उच्च स्कूल पाठयक्रम में प्रशिक्षण के लिये 
भेजा जाएगा । वे, जिन्होने सफलतापूर्वक उच्च स्कूल पाठयकम उत्तीर्ण कर लिया है , उनको उन उम्मीदवारों सहित, 
जिन्हें प्रशिक्षण से छूट प्राप्त है , जब भी रिक्तियां होंगी, उप -निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये सूची ड. - 1 में 
वरिष्ठता क्रम से उनके नाम पदोन्नति सूची ड. - 2 ( कार्यकारी ) में दर्ज किये जायेंगे । 


F . No. 16 / 3 /2012/HP - 1/Estt./6769 to 6774 . - In exercise of the powers conferred by 
sub -sections (1) and (2 ) of Section 147 of the Delhi Police Act, 1978 ( 34 of 1978 ), the Lieutenant 
Governor of the National Capital Territory ofDelhi,hereby make the following rules further to amend 
the DelhiPolice (Promotion and Confirmation ) Rules, 1980 , namely : 


1. Short title and (1) 

commencement. 


These Rules may be called the Delhi Police ( Promotion and 
Confirmation ) (Amendment) Rules, 2013 . 


They shall come into force on the date of their publication in the 

Delhi Gazette . 
2 . Amendment of (1) In the Delhi Police ( Promotion and Confirmation ) Rule , 1980 , 
Rule 15 

hereafter referred to as the “ Principal Rules " in rule 15 , for sub -rule 
(i ) , relating to “ List D (Executive ) " , the following sub -rule shall 

be substituted , namely: 
“ (i) List -D (Executive ): 
Confirmed Head Constables , who have put in minimum of 5 years service in the rank , shall be 
eligible. The selection shall be made on the recommendations of the Departmental Promotion 
Committee . The Head Constables, so selected , shall be brought on list D - 1, keeping in view the 
number of vacancies likely to occur in the rank of Asstt. Sub -Inspector in the following one year, 
in order of their respective seniority in the rank of Head Constable * subject to the medical fitness 
by the Civil Surgeon * . They shall be detailed for training in the Intermediate School Course 
except those who are going to be retired within 24 months from the date of commencement 
of training . Those , who successfully qualify the Intermediate School Course as well as the 
candidates , who are exempted from the training, shall be brought on List D - 11 as per their 
respective seniority on list D - 1 . Promotions shall be ordered from amongst the Head Constables 
on List D - II as and when vacancies occur." 


3 . Amendment of In the Principal Rules, in rule 16 for sub - rule (i ) relating to “ List E 
Rule 16 

(Executive )" , the following sub -rule shall be substituted , namely 
“ (i) List ‘ E ’(Executive ): 
Confirmed Assistant Sub - Inspector (Executive), who have put in minimum of 6 years of service in 
the rank of Assistant Sub - Inspector (Executive ), shall be eligible for List E - 1 (Executive ). The 
selection shall be made on the recommendations of the Departmental Promotion Committee . The 
Assistant Sub - Inspector, so selected , shall be brought on list E - 1 in order of their respective 
seniority , keeping in view the vacancies in the rank of Sub - Inspector (Executive ) likely to occur in 
the following one year subject to the medical fitness by the Civil Surgeon * . ] 
Assistant Sub - Inspectors (Executive ), shall be sent for training in the Upper School Course except 
those who are going to be retired within 24 months from the date of commencement of 
training . “ On successfully completing the Upper School Course , their name including the 
candidates , who are exempted from the training shall be brought on Promotion list E - II 
( Executive ) in order of their respective seniority , in List E - I for promotion to the rank of Sub 
Inspector (Executive ) as and when vacancies occur." 


Pon 


- 


- 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 

PART IV 
क . 13 / 21 / 2003 / एचपी -I / स्थापना / 6753 से 6758. - दिल्ली पुलिस अधिनियम , 1978 ( 1978 
वाधार 147 की उप - धारा ( 1 ) और ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली 
का दिल्ली पुलिस (नियुक्ति एवं भर्ती) नियमावली, 1980 में आगे संशोधन करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाते 


क 


अधिक शीर्षक एवं प्रारंभ 


(1) ये नियम दिल्ली पुलिस (नियुक्ति एवं भर्ती) 

( संशोधन) नियमावली-- 2013 कहे जायेंगे । 
( 2) ये दिल्ली राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से 

प्रभावी होंगे । 
(1) दिल्ली पुलिस (नियुक्ति एवं भर्ती) नियम, 1980 में 

नियम 17 बी ( xv ) वर्कशॉप हेन्ड (सिपाही) के पद 
से संबंधित है । 


नयम 17 बी xv) में संशोधन 


को क्रम संख्या - 2 पर कॉलम के सामने प्रविष्टि के लिए, पदों की संख्या से संबंधित 

निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात : 
vie : .." 37 * (2012) “ कार्यभार की क्षमता के अनुसार " 
खो . क्रम संख्या - 4 पर कॉलम के सामने प्रविष्टि के लिए वेतनमान से संबंधित निम्नलिखित 

प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थातः 
. .. . "(पे- बैन्ड -1), रू0 5200 - 20200 + ग्रेड पे--2000 ", 
(ग ) क्रम संख्या - 7 के सामने प्रविष्टि के लिए सीधी भर्ती के उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा से 

संबंधित निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात : 
" 18 - 27 वर्षों के मध्य ( भारत सरकार द्वारा समय - समय पर जारी किये गये आदेशों /निर्देशों 
के अनुसार छूट ) 
क्रम संख्या - 8 पर कॉलम के सामने प्रविष्टि के लिए, सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक एवं 
अन्य योग्यताओं से संबंधित निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात:-- 


(6) 


किसी सरकारी मान्यता प्राप्त आईटीआई / आईटीसी से इलेक्ट्रानिक्स / मैकेनिक / 
इलेक्ट्रिशियन के ट्रेड में 2 वर्षों की अवधि का आईटीआई प्रमाण - पत्र । 
उपकरण मैकेनिक 


या 


किसी सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से उपकरण मैकनिक आईटीआई / आईटीसी से 
इलेक्ट्रानिक्स मैकेनिक / इलेक्ट्रिशियन के ट्रेड में क्राफ्ट्मेन प्रशिक्षण योजना क 
अन्तर्गत 2 वर्षों की अवधि का राष्ट्रीय ट्रेड प्रमाण - पत्र (एनटीसी) । 

या 
किसी सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से उपकरण मैकनिक आईटीआई / आईटीसी से 
इलेक्ट्रानिक्स मैकेनिक / इलेक्ट्रिशियन के ट्रेड में प्रशिक्षु प्रशिक्षण योजना के 

अन्तर्गत 3 (तीन) वर्षों की अवधि का राष्ट्रीय प्रशिक्षु प्रमाण - पत्र (एनएसी) । 
(ii) अभ्यर्थी अच्छी सेहत, बीमारी मुक्त, त्रुटिदोष विकलांगता रहित होना चाहिए । 
___ (iii) बिना चश्मे के 6 / 6 बेहतर दृष्टि , खराब आंखे 6 / 36 ( चश्मे सहित ठीक की गई ) 

6 / 9 या 6 / 12 चश्मे के बिना ( दोनों आंखे), रंग - अंधता से मुक्त होनी चाहिए । 


PART IV ) 


DELHIGAZETTE : EXTRAORDINARY 
(iv ) ऊँचाई : 
पुरूष अभ्यर्थी : 165 से. मी. पहाड़ी क्षेत्रों से संबंधित अर्थात गोरखा और गढ़वाली अभ्यर्थियों के 
लिए 5सै. मी. की छूट । 
महिला अभ्यर्थी : 157 सै. मी . पहाड़ी क्षेत्रों से संबंधित अर्थात गोरखा और गढ़वाली अभ्यर्थियों 
के लिए 5सै. मी. की छूट । 
छाती: 


पुरूष अभ्यर्थी : 81 - 85सै. मी . पहाड़ी क्षेत्रों से संबंध रखने वाले अर्थात गोरखा और गढ़वाली 
अभ्यर्थियों के लिए 5सै. मी . की छूट । 
महिला अभ्यर्थी : “ लागू नहीं" 


( v) 


सीधी भर्ती के माध्यम से चयनित उम्मीदवारों को उपायुक्त पुलिस (संचार) द्वारा 
आयोजित 3 महीनों का तकनीकी प्रशिक्षण तथा इसके साथ - साथ पुलिस प्रशिक्षण 
कॉलेज, झड़ौदा कलॉ, नई दिल्ली द्वारा आयोजित बुनियादी पुलिस प्रशिक्षण पूरा 
करना होगा । उनको आयुक्त पुलिस , दिल्ली द्वारा समय - समय पर निर्धारित किया 
गया शारीरिक प्रशिक्षण और हथियारों, ड्रिल परेड के अतिरिक्त अपराधिक कानून और 
प्रक्रिया की शिक्षा, पुलिस के व्यवहारिक काम , मानव अधिकार इत्यादि का प्रशिक्षण भी 
दिया जाएगा । उनको पुलिस प्रशिक्षण कॉलेज द्वारा आयोजित अन्तिम परीक्षा पास 
करनी होगी । जो इस प्रशिक्षण को पास नहीं कर पायेंगे उनके प्रशिक्षण में 4 महीनों 
का विस्तार किया जाएगा और इस अवधि में उनको जिन विषयों में वो अनुत्तीर्ण हुए 
हैं उनको पास करने के लिए अधिकतम दो मौके दिए जायेंगे यदि वो इसमें भी 
असफल रहते हैं तो सीसीएस ( अस्थायी सेवाएं ) नियिमावली - 1965 के अन्तर्गत उनकी 
सेवाएं समाप्त कर दी जायेंगी । 


( ङ) क्रम संख्या -11 पर कॉलम के सामने प्रविष्टि के लिए भर्ती की पद्धति , सीधी भर्ती द्वारा या 

पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति द्वारा / स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने 
वाले रिक्त पदों का प्रतिशत निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात: 


“ 100 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा :--- 
90 प्रतिशत रिक्त स्थान खुली प्रतिस्पर्धा के द्वारा भरे जायेंगे । 
10 प्रतिशत रिक्त स्थान भारत सरकार के निर्देशानुसार आयु में छूट देकर दिल्ली पुलिस के 

सिपाहियों द्वारा भरे जायेंगे । 
टिप्पणी : - बाहरी उम्मीदवारों व विभागीय उम्मीदवारों के लिए प्रवेश परीक्षा एक ही प्रकार की होगी । 
( च) यदि भर्ती पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / स्थानान्तरण पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / स्थानान्तरण से 

संबंधित कॉलम - 12 के सामने प्रविष्टि के लिए निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा , 
अर्थात: 
लागू नहीं । 
क्रम संख्या - 13 पर कॉलम के सामने प्रविष्टि के लिए यदि डीपीसी विद्यमान है तो इसकी 
संरचना क्या होगी निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात: 


" दिल्ली पुलिस ( पदोन्नति एवं स्थायीकरण) नियमावली, 1980 के नियम 8 में बताए गए 
अनुसार चयन बोर्ड " 


15EDG /13 - 7 


- - - 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 

[PART IV 
F . No. 13 /21 /2003 /HP - I/Estt ./6753 to 6758 .- In exercise of the powers conferred by 
sub - sections ( 1) and (2 ) of section 147 of the Delhi Police Act, 1978 (34 of 1978 ), the Lieutenant 
Governor ofthe National Capital Territory ofDelhi, herebymake the following rules further to amend 
the DelhiPolice ( Appointment and Recruitment) Rules, 1980 , namely : - - 


1. Short title and (1) 

commencement. 


These rules may be called the Delhi Police ( Appointment and 
Recruitment) Rules, 2013 , 


These shall come into force with effect from the date of their publication 
in the Delhi Gazette . 


2 . Amendment of Rule ( 1) 
: 17 -B (XV ). 


In the Delhi Police (Appointment and Recruitment) (Amendment) Rules, 
1986 in Rule 17 -B (XV ) relating to the post of “ Workshop Hand ” 
(Constable ), in column 3 , 


(a ) 


for the entry against serial no . 2, relating to the “ No. of posts”, the following entry shall be 
substituted , namely : 


ubject to variation dependent on workload " ; 


(b). 


for the entry against serial no.4, relating to the Scale of pay ’, the following entry shall be 
substituted , namely : 


“ ( Pay Band - 1) Rs.5200 - 20200 /- +Grade Pay - 2000 /-" ; 


(c) 


for the entry against serial no .7, relating to the “ Age limit for direct recruit." , the following entry 
shall be substituted , namely : 


" Between 18 - 27 years . 
(Relaxation as per Orders/ instructions issued by the Government of India from time to time)." ; 


for the entry against serial no .8 , relating to the “ Educational & other Qualification required for 
direct recruitment" , the following entry shall be substituted , namely : 


" a ) 


I. T . I. Certificate of 2 (two) years duration 
1 . 1 . 1 . Cell 

in Electronics Mechanic / Electrician / 
Instrument Mechanic trade from a Government recognized ITI/ITC . 

OR 


National Trade Certificate (NTC ) of 2 (two) years duration in Electronics Mechanic / 
Electrician Instrument Mechanic trade from a Government recognized ITI/ITC . 

OR 


National Apprenticeship Certificate (NAC ) of 3 (three ) years duration in Electronics 
Mechanic /Electrician /Instrument Mechanic trade from a Government recognized ITI/ 
ITC . 


(b ) 


The candidate should be of sound health , free from disease, defect or deformity , 


Better eye 6 /6 without glasses , worse eye to 6 / 36 corrected with glasses 6 / 9 OR 6 /12 
without glasses (both eyes ). The candidate should be free from colour blindness . 


PARTMV ] 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 

_ 

_ 27 
Height: 
Male Candidates: - 165 cms. relaxable by 5 cms. for candidates belonging to Hill areas 
i.e . Gorkha & Garhwalis . 
Female Candidates : - 157 cms, relaxable by 5 cms. for candidates belonging to Hill areas 
i.e .Gorkha & Garhwalis. . , 
Chest: 
Male Candidates :- 81- 85 cms, relaxable by 5 cms. for candidates belonging to Hill areas 
i.e . Gorkha & Garhwalis . 
Female Candidates : - Not applicable . 


( e ) 


The directly recruited candidates shall have to undergo 3 months technical training to be 
conducted by DCP /Comn , and basic Police Training side by side to be conducted by 
PTC , Jharoda Kalan , Delhi. They will be required to pass the final examination 
conducted by PTC / DCP /Comn . The training of those who do not pass would be 
extended by two months and during this period they would be given a maximum of two 
chances to clear the subjects in which they have failed , failing which their services shall 
be liable to be terminated under CCS ( Temporary Services) Rules, 1965." ; 


for the entry against serial no .11, relating to the “ Method of recruitment, whether by direct 
recruitment or by promotion or by deputation , transfer & percentage of the vacancies to be filled 
by various methods” , the following entry shall be substituted , namely: 


“ 100 % direct recruitment : 
(i) 90 % vacancies shall be filled from the open competition and 
( ii) 10 % vacancies filled from the Delhi Police Constables by giving them age relaxation as 

per GOI instructions . 
Note :- Entrance test for outside candidates and departmental candidates shall be same." ; 


for the entry against serial no . 12 , relating to the “ In case of recruitment by 
promotion / transfer/deputation / grades from which promotion / deputation / transfer to be made” , 
the following entry shall be substituted , namely : 


“ Not applicable” ; 


o 


For the entry against the column at serial No . 13 , relating to the " If a DPC exists what is its 
composition " , the following entry shall be substituted , namely: 


“ Selection Board as provided in Rule 8 of the Delhi Police (Promotion & Confirmation ) Rules, 
1980 ." 


- 


- 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 

[PART IV 
सं. एफ . 13 / 12 / 94 / एचपी -I / स्थापना / 6759 से 6764. - दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1978 (1978 का 
34 ) की धारा 147 की उप - धारा ( 1 ) और ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के .. 
उपराज्यपाल दिल्ली पुलिस (नियुक्ति एवं भर्ती) नियमावली, 1980 में आगे संशोधन करते हुए , निम्नलिखित नियम बनाते 
हैं , अर्थात् : 


1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ 


ये नियम दिल्ली पुलिस (नियुक्ति एवं भर्ती) 
( संशोधन ) नियमावली - 2013 कहे जायेंगे । 


(2) 


ये दिल्ली राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि 
से प्रभावी होंगे । 


2. नियम 12 में संशोधन 


दिल्ली पुलिस (नियुक्ति एवं भर्ती) नियम, 1980 
( क ) नियम - 12 - ए के लिए निम्नलिखित नियम 
प्रतिस्थापित होगा 


"नियम 12 - ए 


. 


. 
. 
. 


| 01 -(पद का नाम ) 
| 02 (पदों की सं.) 


03 (वर्गीकरण ) 
04 ( वेतनमान ) 
05 ( गैर चयनित पद या 

. चयनित पद ) 
06 ( सीधी भर्ती के लिए 

आयु सीमा ) 


उप - निरीक्षक ( कम्प्यूटर ) 
18 कार्यभार की विभिन्नता के आधार पर परिवर्तनीय 
( उप -निरीक्षक ) सहायक इनपुट / आउटपुट - 16 
उप - निरीक्षक (एम. आर. पी .) -- 1 
उप -निरीक्षक / सी . के . पी. ओ. - 1 
ग्रुप सी अराजपत्रित अलिपिकीय 
9300 - 34800 + ग्रेड पे 4200 / - ( संशोधित ) 
( प ) गैर चयनित, यदि पद को पदोन्नति द्वारा भरा जाए तो ) 
( पप) " लागू नहीं" जब इसे सीधी भर्ती द्वारा भरा जाए । 
32 वर्ष से अधिक नहीं ( भारत सरकार द्वारा समय - समय पर जारी | 
आदेशों / निर्देशों के अनुसार छूट दी जायेगी ) 


टिप्पणी:- आसाम, मेद्यालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड , 

त्रिपुरा , सिक्किम, जम्मू और कश्मीर राज्य का लददाख क्षेत्र, 
लाहोल व स्पीति जिला तथा हिमाचल प्रदेश के जिला चम्बा 
का पंगी उप - क्षेत्र, अण्डमान निकोबार टापू या लक्ष्यद्वीप के 
निवासी उम्मीदवारों के अतिरिक्त अन्य उम्मीदवारों की आयु 
सीमा का संघटक प्रार्थना पत्र जमा कराने की अन्तिम तिथि के 

आधार पर किया जायेगा । 
08 सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के अनिवार्य: 

लिए अपेक्षित शैक्षिक व अन्य (ए) (i) कम्प्यूटर अप्लीकेशन / कम्प्यूटर सांईस में उपाधि (डिग्री) 
योग्ताएं 


- 


किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रोनिकस / लेक्ट्रोनिक 
व कोम्यूनिकेशन इंजीनियरिंग में उपाधि (डिग्री) या समकक्ष । 


| (ii ) 


प्रोग्रामिंग में वास्तविक अनुभव सहित इलेक्ट्रनिक डाटा प्रोसैसिंग 
वर्क में एक साल का अनुभव 

या 
(i) डीओईएसीसी प्रोग्राम के अधीन ए लेवल डिप्लोमा या 

विश्वविद्यालय प्रोग्राम के अधीन आने वाले कम्प्यूटर 
अपलीकेशन में स्नातकोतर डिप्लोमा / स्टेट कोंसिल ऑफ 
टेक्लीकल एज्यूकेशन द्वारा प्रदान किया गया कम्प्यूटर में 
पोस्ट पोलटेकनीक डिप्लोमा या समकक्ष । 


PARTIV 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


(ii ) प्रोग्रामिंग में वास्तविक अनुभव सहित इलेक्ट्रोनिक डाटा 

प्रोसैसिंग वर्क में एक वर्ष का अनुभव । 


| टिप्पणी: - (1) अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में योग्यताएं आयुक्त 

पुलिस के निर्देश पर शिथिलनीय होंगी । 


( 2 ) यदि चयन की किसी अवस्था में सक्षम अधिकारी के 

अभिमत से अनु. जाति तथा अनु. जन जाति के लिए 
आरक्षित रिक्त पदों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव 
रखने वाले इन जातियों के उम्मीदवारों के प्रर्याप्त संख्या 
में मिलने की सम्भावना न हो तो अनुभव संबंधी योग्यताएं 

सक्षम अधिकारी के विवेक पर शिथिलनीय होंगी । 
स्वास्थ्य : (प्रतिनियुक्ति या सीधी भर्ती के मामले में ) उम्मीदवार को अच्छे 
स्वास्थ्य का होना चाहिए । किसी रोग, दोष या विकलांगता से मुक्त होना 
चाहिए । 


प्रशिक्षण : ( प्रतिनियुक्ति या सीधी भर्ती के मामले में ) दिल्ली पुलिस विभाग 
नियमावली एवं विनियम, पुलिस संगठन का ज्ञान , वर्दी पहनने व 
अनुशासन के लिए उम्मीदवार को निर्धारित अवधि के लिए पुलिस 
प्रशिक्षण स्कूल में आंशिक प्रशिक्षण के लिए जाना होगा । 


वांछनीय : 
(i) उम्मीदवारों को निम्नलिखित विजुअल बेसिक, डी - 2के, एएसपी, 
एसक्यूएल सेवर, ओरसल , विंडो बेसड डेस्कटाप व नेटवर्क बेसड 
आपरेटिंग सिस्टम, यूएनआइएक्स , एल आईएनयूएक्स, डाटा स्ट्रकचर्स में 
से किसी एक में और मौलिक जानकारी होनी चाहिए । 


(ii ) पुलिस संगठनों में व्यक्तिक सूचना तंत्र (पीआईएस ) और अपराध 
सूचना तंत्र / अपराध की जानकारी रखने वाले उम्मीदवारों को वरियता 
प्रदान की जाएगी । 


09 ( क्या सीधी भर्ती के उम्मीदवारों के संशोधित भर्ती नियमों की अधिसूचना के दिन फीडर ग्रेड में सभी 
लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता व पदधारियों के लिए 
उम्र, पदोन्नति के मामले में भी 
लागू होगी ) 

उम्र 

कुछ नहीं 
शैक्षिक योग्यता - कुछ नहीं 


संशोधित भर्ती नियमों की अधिसूचना के दिन फीडर लाइन में सभी 
पदधारियों के लिए विद्यमान क्रियात्मक प्रावधानों को बन्द कर दिया 
जाएगा । 


100 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा 


11. भर्ती की पद्धति सीधी भर्ती द्वारा 

या पदोन्नति द्वारा या 
प्रतिनियुक्ति / स्थानान्तरण द्वारा 
तथा विभिन्न पद्धतियों से भरे । 
जाने वाले रिक्त पदों की 
प्रतिशतता ) 


उनके लिए जो संशोधित भर्ती नियमों की अधिसूचना के समय पदोन्नति 
के लिए फीडर लाईन में स्थित हैं, पद निम्नलिखित तरीके से भरे जायेगें । 


(1 ) 50 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा, जिनके न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा । 


( 2) 50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा । 


फीडर लाईन में संशोधित भर्ती नियमों की अधिसूचना की तारीख तक 
सभी पदधारियों को उप -निरीक्षक / कम्प्यूटर के पद पर पदोन्नत किये 
जाने तक यह प्रणाली लागू रहेगी । योग्य उम्मीदवारों के लिए पदोन्नति 
हेतु वांछित संख्या से यदि पदों की संख्या अधिक हुई तो इसे सीधी भर्ती 
द्वारा भरा जाएगा । 


- 


15 HDG/13 - 8 


- 


- 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 

[ PART IV 
( यदि पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / पदोन्नति स्थाई सहायक उप -निरीक्षक ( डी .ई. ओ. / की पंच आपरेटर 

स्थानान्तरण द्वारा भर्ती होनी ( डाटा इंट्री आपरेटर ग्रेड बी ) नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद इसी 
हो तो वे ग्रेड जिनसे 

ग्रेड में जिनकी नियमित सेवा 10 वर्षों की हो गई है में से की जायेगी । 
पदोन्नति / स्थानान्तरण जाना प्रतिनियुक्तिः 
है । 

केन्द्र / राज्य सरकार / विश्वविद्यालयों / मान्यता प्राप्त अनुसंधान 
केन्द्रों / सार्वजनिक उपक्रमों / वैधानिक या स्वायत निकायों के अधीन 
कार्यरत अधिकारी । 
( ए ) (i) नियमित आधार पर नियंत्रक सदृश पदों पर हो 


( ii ) रू0 9300 - 34800 + ग्रेड पे 4200 / - रू0 ( संशोधित ) रूपये 

के वेतनमान वाले पदों में 3 वर्षों की नियमित सेवा सहित 
या समकक्ष 

या 


( बी ) 


कालम 8 के अन्तर्गत सीधी भर्ती के लिए निर्धारित अनुभव व 
शैक्षिक योग्यताएं पूरी करता हो । 


फीडर श्रेणी के विभागीय उम्मीदवार जो सीधे पदोन्नति की लाईन में है 
की पात्रता को प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करने हेतु विचार नहीं किया 
जाएगा । इसी प्रकार प्रतिनियुक्ति पर आये कर्मचारियों की पात्रता पर 
पदोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार नहीं किया जाएगा (प्रतिनियुक्ति 
की अवधि / प्रतिनियुक्ति की समझौते सहित अवधि 3 वर्ष से अधिक 
नहीं होगी, इसमें उसी अन्य संगठन / केन्द्रीय सरकार के विभाग में इस 
नियुक्ति के तुरन्त पहले निर्धारित किसी अन्य गैर संवर्ग पद में 
प्रतिनियुक्ति की अवधि भी सम्मलित है । प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के 
लिए कम समयावधि के समझौते से उम्र की अधिकतम सीमा आवेदनों 
की तिथि को 56 वर्षों से अधिक नहीं होगी । 

ग्रुप सी की पदोन्नति / स्थायीकरण के लिए डीपीसी 
| अतिरिक्त आयुक्त पुलिस 

चेयरमैन 
उपायुक्त पुलिस ( आयुक्त पुलिस , दिल्ली द्वारा सदस्य 
मनोनीत 
अनु. जाति / अनु. जन जाति वर्ग से संबंधित एक सदस्य 
अधिकारी जो अतिरिक्त उपायुक्त पुलिस के पद से 
कम रैंक का नहीं हो । 
अतिरिक्त आयुक्त पुलिस द्वारा मनोनीत एक प्रवीण सदस्य 

तकनीशियन 
लागू नहीं । 


13 यदि डीपीसी विधमान है तो 

इसकी संरचना कैसी होगी 


| 14. वे परिस्थितियों जिनमें भर्ती के 
लिए संघ लोक सेवा आयोग का 
परामर्श लिया जाना है । 


( ख ) नियम - 12 - बी हटाया जाएगा । 


(ग) नियम -12- डी के लिए निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित होगा । 


नियम 12 - डी 


01 - ( पद का नाम ) 
02 (पदों की सं.) 


निरीक्षक (कम्प्यूटर ) 
| 10 (दस) कार्यभार की विभिन्नता के आधार पर निरीक्षक ( ईडीपी) प्रोग्राम 

सहायक प्रोग्राम (निरीक्षक) - 5 
कम्प्यूटर आपरेटर (निरीक्षक ) - 4 
निरीक्षक ईडीपी / प्रोग्रामर सहायक / कंसॉल आपरेटर - 1 

ग्रुप सी अराजपत्रित अलिपिकीय 
19300 - 34800 + ग्रेड पे 4600 / - ( संशोधित ) 


| 03 (वर्गीकरण) 
| 04 ( वेतनमान 


. . . 


_ 


_ 


31 


पद ) 


PARTIV] 

DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 
05 ( गैर चयनित पद या चयनित (i) गैर चयनित , यदि पद को पदोन्नति द्वारा भरा जाए तो ) 

| (ii) “ लागू नहीं ” जब इसे सीधी भर्ती द्वारा भरा जाए । 
06 (सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा ) | 32 वर्ष से अधिक नहीं ( सरकारी कर्मचारी एवं अनुसूचित जाति / अनुसूचित 

जनजाति और विशेष योग्यता / अनुभव प्राप्त उम्मीदवारों के लिए 5 वर्ष की 
छूट । भूतपूर्व सैनिकों के लिए केन्द्र सरकार द्वारा समय - समय पर जारी 

आदेशों / निर्देशों के अनुसार । 
| 08 सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के । अनिवार्य: 
लिए अपेक्षित शैक्षिक व अन्य ( ए ) (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर अपलीकेशन में 
योग्ताएं 

स्नातकोतर / कम्प्यूटर साईस या एम. टेक / कम्प्यूटर अप्लीकेशन में 
विशेषज्ञता सहित ) या कम्प्यूटर इंजीनियरिंग / कम्प्यूटर साईस / कम्प्यूटर 
टेक्नोलोजी में बी . ई. / बी.टैक या समकक्ष 
( बी ) (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर 
अप्लीकेशन / कम्प्यूटर साईस में उपाधि (डिग्री ) या 
इलेक्ट्रानिकस / इलेक्ट्रानिकस एवं कोम्यूनिकेशन इंजीनियरिंग में उपाधि 
(डिग्री ) या समकक्ष । 
(ii ) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर अप्लीकेशन / कम्प्यूटर 
साईस में उपाधि (डिग्री ) या इलेक्ट्रानिकस / इलेक्ट्रानिकस एवं 
कोम्यूनिकेशन इंजीनियरिंग में उपाधि (डिग्री ) या समकक्ष । . 
( सी ) (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोतर या इसके 
समकक्ष या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से इंजीनियरिंग में उपाधि 
(डिग्री ) या समकक्ष । 
(ii ) प्रोग्रामिंग में वास्तविक अनुभव सहित इलेक्ट्रानिक डाटा प्रोसैसिंग वर्क 
में 3 साल का अनुभव । 


या 
( डी ) (6) डीओईएसीसी प्रोग्राम के अधीन ए लेवल डिप्लोमा या 
विश्वविद्यालय प्रोग्राम के अधीन आने वाले कम्प्यूटर अपलीकेशन में 
स्नातकोतर डिप्लोमा / स्टेट कॉसिल ऑफ टेक्नीकल एज्यूकेशन द्वारा प्रदान 
किया गया कम्प्यूटर में पोस्ट पोलटेकनीक डिप्लोमा या समकक्ष 
(ii) प्रोग्रामिंग में वास्तविक अनुभव सहित इलेक्ट्रानिक डाटा प्रोसैसिंग वर्क 
में 3 वर्षों का अनुभव । 
टिप्पणी: 
(1 ) अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में योग्यताएं आयुक्त पुलिस के 
निर्देश पर शिथिलनीय होगी । 


( 2 ) यदि चयन की किसी अवस्था में सक्षम अधिकारी के अभिमत से अनु. 
जाति तथा अनु. जनजाति के लिए आरक्षित रिक्त पदों को भरने के लिए 
अपेक्षित अनुभव रखने वाले इन जातियों के उम्मीदवारों के प्रर्याप्त संख्या में 
मिलने की सम्भावना न हो तो अनुभव संबंधी योग्यताएं सक्षम अधिकारी के 
विवके पर शिथिलनीय होगी । 
स्वास्थ्यः (प्रतिनियुक्ति या सीधी भर्ती के मामले में ) उम्मीदवार को अच्छे 
स्वास्थ्य का होना चाहिए । किसी रोग, दोष या विकलांगता से मुक्त होना 
चाहिए । 
प्रशिक्षणः (प्रतिनियुक्ति या सीधी भर्ती के मामले में ) दिल्ली पुलिस विभाग 
नियमावली एवं विनियम, पुलिस संगठन का ज्ञान, वर्दी पहनने व अनुशासन 
के लिए उम्मीदवारों को निर्धारित अवधि के लिए पुलिस प्रशिक्षण स्कूल में 

आंशिक प्रशिक्षण के लिए जाना होगा । 
वांछनीयः 
(6) उम्मीदवारों को निम्नलिखित विजुअल बेसिक, डी - 2के, एएसपी, 
एसक्यूएल सेवर , ओरसल, विंडो बेसड डेस्कटाप ओर नेटवर्क बेसड 
आपरेटिंग सिस्टम, यूएनआइएक्स, एलआईएनयूएक्स, डाटा स्ट्रकवर्स में से 
किसी एक में मौलिक जानकारी होनी चाहिए । 
(ii ) पुलिस संगठनों में व्यक्तिक सूचना तंत्र और अपराध सूचना 
तंत्र / अपराध की जानकारी वाले उम्मीदवारों को वरियता प्रदान होगी । 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 

[ PART IV 
09 ( क्या सीधी भर्ती के उम्मीदवारों संशोधित भर्ती नियमों की अधिसूचना के दिन फीडर ग्रेड में सभी पदधारियों 
के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता व के लिए 
उम्र पदोन्नति वालों पर भी लागू उम्र 

- कुछ नही 
होगी ) 

शैक्षिक योग्यता - कुछ नहीं 


संशोधित भर्ती नियमों की अधिसूचना के दिन . फीडर लाइन में सभी 
पदधारियों के लिए विद्यमान क्रियात्मक प्रावधानों को बन्द कर दिया 
जाएगा । 


6) 70 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा 
(ii ) 30 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा 


11) (भर्ती की पद्धति सीधी भर्ती 
द्वारा या पदोन्नति द्वारा या 
प्रतिनियुक्ति / स्थानान्तरण द्वारा तथा 
विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले 
रिक्त पदों की प्रतिशतता ) 


12 ) यदि पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / | पदोन्नति : स्थाई सहायक उप -निरीक्षक ( डी . ई. ओ. / की पंच आपरेटर | 
स्थानान्तरण द्वारा भर्ती होनी हो तो । ( डाटा इंट्री आपरेटर ग्रेड बी ) नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद इसी 
वे ग्रेड जिनसे 

ग्रेड में जिनकी नियमित सेवा 10 वर्षों की हो गई है में से की जायेगी । 
पदोन्नति / स्थानान्तरण है । 

नोट: - कनिष्ठ कर्मचारी जिन्होंने अपनी मानक योग्यता सेवा पूर्ण कर ली 
हो, पदोन्नति हेतु विचार किया जायेगा जो अपनी वांछित योग्यता पूर्ण 
करते हों और जो दो साल का स्थाईकरण के समय को सफलता पूर्वक 
पूर्ण करते हो वह अगले उच्चे पद के लिए पदोन्नति हेतु योग्य समझे 
जायेंगे । 


प्रतिनियुक्ति: - केन्द्र / राज्य सरकार / विश्वविद्यालयों / मान्यता प्राप्त 
अनुसंधान केन्द्रों / सार्वजनिक उपक्रमों / वैधानिक या स्वायत निकायों के 
अधीन कार्यरत अधिकारी । 


(6 ) नियमित आधार पर नियंत्रक सदृश पदों पर हो 


(ii ) रू0 9300 - 34800 + ग्रेड पे 4200 / - रू0 ( संशोधित ) रूपये 

के वेतनमान वाले पदों में 3 वर्षों की नियमित सेवा सहित 
या समकक्ष 

या 


( बी ) 


कालम 8 के अन्तर्गत सीधी भर्ती के लिए निर्धारित अनुभव व | 
शैक्षिक योग्यताएं पूरी करता हो । 


फीडर श्रेणी के विभागीय उम्मीदवार जो सीधे पदोन्नति की लाईन में है 
की पात्रता को प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करने हेतु विचार नहीं किया 
जाएगा । इसी प्रकार प्रतिनियुक्ति पर आये कर्मचारियों की पात्रता पर 
पदोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार नहीं किया जाएगा (प्रतिनियुक्ति 
की अवधि / प्रतिनियुक्ति की समझौते सहित अवधि 3 वर्ष से अधिक नहीं 
होगी, इसमें उसी अन्य संगठन / केन्द्रीय सरकार के विभाग में इस 
नियुक्ति के तुरन्त पहले निर्धारित किसी अन्य गैर संवर्ग पद में 
प्रतिनियुक्ति की अवधि भी सम्मलित है । प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के 
लिए कम समयावधि के समझौते से उम्र की अधिकतम सीमा आवेदनों 
की तिथि को 56 वर्षों से अधिक नहीं होगी । 


PART IV ] 


- 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 
| ग्रुप सी की पदोन्नति / स्थायीकरण के लिए डीपीसी 


- 


- 


- 


13 यदि डीपीसी विधमान है तो 
इसकी संरचना कैसी होगी 


- 


- 


| 1. अतिरिक्त आयुक्त पुलिस । 

चेयरमैन 
2. | उपायुक्त पुलिस आयुक्त पुलिस , दिल्ली द्वारा सदस्य 

मनोनीत 
अनु. जाति / अनु . जन जाति वर्ग से संबंधित एक सदस्य 
अधिकारी जो अतिरिक्त उपायुक्त पुलिस के पद से 
कम रैंक का नहीं हो । 
अतिरिक्त आयुक्त पुलिस द्वारा मनोनीत एक प्रवीण सदस्य 
तकनीशियन 


लागू नहीं । 


14. वे परिस्थितियों जिनमें भर्ती के 
लिए संघ लोक सेवा आयोग का 
परामर्श लिया जाना है । 


( घ) नियम - 12 - ई हटाया जाएगा । 


राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल 

के आदेश से तथा उनके नाम पर , 
जी . पी. सिंह , अतिरिक्त सचिव ( गृह ) 


F. No. 13/ 12 / 94/ HP-I/ Estt./ 6759 to6764. - Inexercise of the powers conferred by sub - sections 
( 1) and (2 ) of section 147 of the Delhi Police Act 1978 (34 of 1978 ), theLieutenantGovernor of the National 
Capital Territory ofDelhi,herebymake the following rules further to amend the DelhiPolice (Appointment 
and Recruitment) Rules, 1980, namely : 


1 . Short title and commencement 


These Rules may be called the Delhi police 
(Appointment and Recruitment) (Amendment ) 
Rules, 2013. 


They shall come into force with effect from the 
date of their publication in the DelhiGazzette . 


2 . Amendment of Rule 12 


( 1 ) 


- 1700 , 


In the Delhi Police (Appointment and Recruitment) 
Rule 1980, 
(a ) for rule 12 - A , the following rule shall be substituted , 
namely : 


“ Rule 12 - A 


01 (Name of the post) 
02 (No. of posts). 


| Sub -Inspector ( Computer ) 
18* Subject to variation dependent on workload . 
Input-Output Assistant (Sub - Inspector ) ___ - 16 
Sub -Inspector (Machine Room Programmer) -01 
Sub - Inspector / CKPO 

- 01 


03 . ( Classification ) 
04 (Scale of Pay ) 


Group C Non -Gazetted , Non -Ministerial. 
Rs. 9300 - 34800 + Grade Pay Rs. 4200/ - ( Revised ) 


(SDG/13 - १ 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


(Part IV 


T 


VP . 


05 . " (Whether selection 
post or non - selection 


(i) Non selection , if the post is filled by promotion . 
( ii) “ Not Applicable ” when it is filled through direct recruitment. 


post) 


06 . (Age limit for direct Not exceeding 32 years (Relaxation as per orders/ instructions issued by the 
recruit) 

Government of India from time to time. 

: The crucial date for determining the age limit shall be the closing 
date for receipt of applications from candidates except for the closing date 
prescribed for those in Assam , Meghalaya , Arunachal Pradesh , Mizoram , 
Manipur, Nagaland, Tripura , Sikkim , Ladakh Division of J & K Stale , 

Lahaul & Spiti District and Pangi Sub -Division of Chamba District of 
| Himachal Pradesh , Andaman & Nicobar Islands of Lakshadweep . 


08 . (Educational and Essential:- ( A ) (i) Degree in Computer Applications/Computer Science or 
other qualifications Degree in Electronics and Communication Engineering from a recognized 
required for direct University or equivalent. 
recruits ) 

( ii ) 01 year experience in Electronic Data Processing Work including 
experience of actual programming . 

OR 


(B ) (i) " A " level Diploma under DOEACC Programme or Post Graduate 
Diploma in Computer Application offered under University 
Programme/ Post Polytechnic Diploma in Computer Application awarded 
by State Council of Technical Education or equivalent. 
(ii) 01 year experience of Electronic Data Processing work including 
experience of actual programming . 

-- - 
Note 1:- Qualification are relaxable at the discretion of the in case of 
candidate (s ) otherwise well- qualified . 


Note 2 :- The qualifications regarding experience is /are relaxable at the 
discretion of the competent authority in the case of candidates belonging to 
SCs/STs , if at the stage of selection , the competent authority is of the 
Opinion that sufficient number of candidates from these communities 
possessing requisite experience are not likely to be available to fill up the 
vacancies reserved for them . 


Health : ( in case of Direct Recruitment or Deputation ) Candidates should 
be of sound health , free ham defect/deformity / disease . 


Training : (In case of Direct Recruitment or deputation ): The candidates 
will have to undergo short training at Police Training School for discipline , 
wearing of uniform , knowledge of Police Orgns, Rules and Regulations of 
Delhi Police Departinent, 


Desirable : 
(i) The candidates having knowledge of Fundamentals and at least one of 
the following Front- end, back - end and Operating Systems;- Fundamentals , 
Visual Basic , MS-Access , D2K , ASP , SQL Server, Oracle Windows 
based Desktop and Network based Operating System , UNIX , LINUX , 
Data Structures. 
( ii). Candidates working in Crime/Criminal/PiS information System , in 
Police Organizations will be preferred . 


PART IV 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


w 


m 


| 09 . (Whether age and For all incumbents in the feeder grade as on the date of notification of 
educational qualification revised recruitment rules. 
prescribed for direct 
recruit will apply in case Age : No 
of pronotees ) 

E . Q : No. 
This provision will cease to be operative when all the existing incumbents 
in the feeder line on the date of notification of revised recruitment rules 
have been promoted . 


11 . (Method of 
recruitment whether by 100 % by direct recruitment. 
direct recruitment or by 
promotion or b y For those who are still in the feeder line for promotion as on notification of 
deputation /transfer revised recruitment rules , the post is filled up by following manner . 
percentage of the (i) 50 % by- promotion , failing which by deputation . 
vacancies to be filled by (ii) 50 % by direct recruitment. 
variousmethods ) . ; 

This system will continue till all the incuinbents as on the date of 
notification of revised recruitment rules in the feeder line are promoted to 
the rank of S .I./Computer. If number of post are more than what it is 
required for promotion for the eligible candidates, then it will be filled up 

by direct recruitment. 
| 12 . (In case of Promotion from amongst confirined ASI (D . E . O . )/Key Punch Operator 
recruitment 

by (Data Entry Operator ) Grade- B ) with 10 years regular service in the 
promotion / deputation / 
transfer, grades from rendered after appointment thereto on a regular basis. 
which 
promotion /deputation / Deputation : 
transfer to be made) Officers under the Central/State Government/Universities/Recognized 

Research Institutes /Public Sector Undertakings/ Semi Govt. statutory or 
Autonomous organizations . 


(a ) (i). Holding analogous posts on regular basis. 

OR 
(ii) With 3 years regular service in posts in the scale of Rs. 9300 
34800 + Grade Pay 4200 / - (Revised ) or equivalent. 

OR 
(b ). Possessing the educational qualification and experience prescribed for 
direct recruits under column 8 . 


The departmental officers in the feeder category who are in the direct line 
of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on 
deputation . Similarly , deputationists shall not be eligible for consideration 
for appointment by promotion . ( Period of deputation / contract including 
period of deputation in another ex - cadre post held immediately preceding 
this appointment in the same or some other organization /department of the 
Central Government shall not ordinarily exceed three years ). The 
maximum age -limit for appointinent by deputation including short-term 
contract shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of 
application . 


. - - . - .. 


: 


36 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


[PART IV 


WW2 

2 


. 


13 . If a DPC exists , what 


its composition ) 


Group C DPC ( for promotion / confirmation ) : 
1 . Additional Commissioner of Police 

- Chairman 
2 . Deputy Commissioner ofPolice ( To be nominated by CP Delhi) 

-Member : 
3 . An officer belonging to SC /ST category - not below the rank of 
Additional Deputy Commissioner of Police - Member 
4 . One expert as Technical Member 
( to be nominated by the Additional Commissioner of Police ) 

- Member 


(b ) rule 12- B shall be omitted . 


(c) for rule 12- D , the following rule shall be substituted , namely : 


Rule 12 - D 


01 . (Name of Post) 
02 . (No . of Posts ) 


03. (Classification ) 
04 . (Scale of pay ) 
05 . (Whether selection post or 
Non - Selection post .) 
06 . (age limit for direct 
recruits ) 


Inspector (Computer) 
10 ( Ten ) (Subject to variation dependent on work load ). 
Assistant Programmer (Inspector ) 
Computer Operator (Inspector ) 
| Inspector EDP / Programmer Assistant/Console 

Operator 
Group C Non -Gazetted Non -Ministerial. 
Rs. 9300 - 34800 + Grade Pay Rs. 4600 /- (Revised ) 
(i) Non selection , if the post is filled by promotion . 
( ii ) “Not Applicable " when it is filled through direct recruitment. 
Not exceeding 32 years. (Relaxable for Government Servant and 
SC /ST & candidates of Special merits/Experience up to five years. For 
Ex -servicemen as per orders/ instructions issued by Central 
Government from time to time. 


08 . Education & 
qualification required 
direct recruits 


other Essential: 
for (A ) (i) Masters Degree in Computer Application/ (Computer Science 

or M . Tech (with specialization in Computer Application ) OR 
B . E /B . Tech in Computer Engineering /Computer Science / 
Computer Technology from a recognized University or 
equivalent) 


OR 


( B ) (i) Degree in Computer Applications/Computer Science or Degree 
in electronics/ Electronics and Communication Engineering from a 
recognized University or equivalent. . 
( ii) 2 years experience of Electronic Data Processing work including 
experience of actual programming . 


OR 


( C ) (i) Masters Degree of a recognized University or its equivalent or 
Degree in Engineering from a recognized University or its equivalent. 
( ii) 03 years experience in Electronic Data Processing Work including 
experience of actual programming. 

OR 


.. 


PARTIV ] 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


37 


NA 


( D ) (1) " A " level Diploma under DOEACC Programme or Post 
Graduate 

Diploma in Computer Application offered under 
University Programme/ Post Polytechnic Diploma in Computer 
Application awarded by State Council of Technical Education or 
equivalent. 
( ii )03 years experience of Electronic Data Processing work including 
experience of actual prograinming . 


Note : - (i) Qualification are relaxable at the discretion of the 
Commissioner of Police in case of candidate (s ) otherwise well 
qualified . 
( ii ) The qualifications regarding experience is /arc relaxable the 
discretion of the competent authority in the case of candidates 
belonging to SCs/STs, if at the stage of selection , the competent 
authority is of the opinion that sufficient number of candidates from 
these communities possessing requisite experience are not likely to be 
available to fill up the vacancies reserved for them . 


Health : ( in case of Direct Recruitment or Deputation ) 
Candidates should be of sound health , 
defect/deformity / disease . 


free 


from 


Training : in case of Direct Recruitment or deputation ): The 
candidates will have to undergo short training at Police Tramming 
School for discipline , wearing of uniform , knowledge of Police 
Organizations , Rules and Regulations of Delhi Police Departnient. 
Desirable 
(i) The candidates having knowledge of Fundamentals and atleast one 

of the following Front-end , backend and Operating Systems: 
Visual Basic , D2K , ASP , SQL Server, Oracle Windows based 
Desktop and Network based Operating System , UNIX , LINUX , 

Data Structures. 
( ii ) Candidates working in Crime/Criminal Inlormation System and 

Personnel Inforniation System in Police Orgns. 
09. (whether age & 

For all incumbents in the feeder grade as on the date of notification of 
qualifications prescribed for revised recruitment rules. 
direct recruits will apply in Age : No 
the case of promotees ) E . Q : No . 

This provision will cease to be operative when all the existing 
incumbents in the feeder line on the date of notification of revised 

recruitment rules have been promoted . 
11. (Method of recruitment 

70 % by promotion - failing which -by deputation . 
whether by direct recruitment (ii) 30 % by direct recruitment. 
or by promotion 
or by deputation /transfer & 
percentage of the vacancies 
to be filled by various . 
methods) . 


at 


1580G /13 - 10 


38 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


( PART IV 


- 


- 


- 


12 . (In case of recruitment 
by promotion / deputation / 
transfer , grades from which 
promotion / deputation / 
transfer to be made ) 


Promotion : From amongst Sub - Inspectors/Computer ( Sub 
Inspector/Input - Output Asstt, Sub Inspector/ Machine Room 
Programmer , Sub Inspector/ Chief Key Punch Operator ) with three 
years regular service in the grade . 
Note : Where juniors who have completed their qualifying /eligibility 
service are being considered for promotion , their seniors would also be 
considered provided they are not short of the requisite 
qualifying /eligibility service by more than half of such 
qualifying /eligibility service of two years, whichever is less and have 
successfully completed their probation period for prornotion to the 
next higher grade along with their juniors who have already completed 
such qualifying /eligibility service . 


Deputation : Officers under the Central/ State Government/ 
Universities/Recognized Research Institute /Public Sector 
Undertakings/Semi-Govt . statutory or Autonomous organization ; 


(a )(i) Holding analogous posts on regular basis. 

OR 
( ii ) With 5 years regular service in posts in the scale of PB - 2 Rs. 
9300 - 34800 + Grade Pay Rs. 4200 /- or equivalent. 

OR 
(b ) Possessing the educational qualification and experience prescribed 
for direct recruits under column 8 . 


The Departmental officers in the feeder category who are in the direct 
line of promotion shall not be eligible for consideration for 
appointment on deputation . Similarly , deputationist shall not be 
eligible for consideration for appointment by promotion . (Period of 
deputation / contract including period of deputation in another ex -cadre 
post held immediately preceding this appointment in the same or some 
other organization / department of the Central Government shall not 
ordinarily exceed three years ). The maximum age -limit for 
appointment by deputation including short-term contract shall not be 
exceeding 56 years as on the closing date of receipt of application . 


13 . If a DPC exists, what is 
its composition ) 


Group B DPC ( for promotion /confirmation ): 
1 . Commissioner of Police 

- Chairman 
2 . Addition Commissioner of Police - Member 
3 . An officer of SC /ST category not below the rank of Additional 
Deputy Commissioner of Police - Meinber 
4 . One expert as Technical Member 
( to be nominated by the C . P ) 

- Member 


(d) rule 12-E shall be omitted . 


By Order and in the Nameof the 

Lieutenant Governor of the 
National Capital Territory ofDelhi, 
G . P. SINGH, Addl. Secy . (Home) 


PART IVI 

DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 

राजस्व विभाग 

अधिसूचनाएं 

दिल्ली , 9 जनवरी, 2013 
फा , सं. 1( 743 )/ जी .ए./ स्था . / उपा./ रा. श./ 2012/ 2918. -- श्री सुनील कुमार वर्मा, दानिक्स ( परिवीक्षार्थी), श्री 
अमित कुमार, दानिक्स ( परिवीक्षार्थी) , श्री प्रशांत कुमार , दानिक्स ( परिवीक्षार्थी) , श्री शिंगारे रामचन्द्र महादेव, दानिक्स ( परिवीक्षार्थी ), 
श्री रमेश चन्दर मीणा , दानिक्स ( परिवीक्षार्थी) और श्री अखिल कुमार, दानिक्स ( परिवीक्षार्थी) जिन्होंने 2 माह के लिए आयोजित जिला 
प्रशिक्षण कार्यक्रम के सन्दर्भ में राजस्व विभाग में कार्य ग्रहण कर लिया है क्रमशः जिला दक्षिण, दक्षिण - पश्चिम , दक्षिण, पश्चिम , 
दक्षिण - पश्चिम तथा जिला उत्तर में तहसीलदार का कार्यभार 9 -1 - 2013 से 23 - 1 - 2013 तक संभालेंगे । अतः : 


1 . सं0. 1(743)/ जी .ए./ स्थ . / उपा./ रा. श. / 2012 - राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यथाविस्तारित पंजाब भू - राजस्व अधिनियम 
1887 की ( उप -धारा 27 / 1 / बी (1887 अधिनियम सं0 17 ), द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र 
दिल्ली के उपराज्यपाल (1 ) श्री सुनील कुमार वर्मा, दानिक्स (परिवीक्षार्थी) ( 2 ) श्री अमित कुमार, दानिक्स ( परिवीक्षार्थी) ( 3 ) श्री 
प्रशांत कुमार, दानिक्स (परिवीक्षार्थी) (4 ) श्री शिंगारे रामचन्द्र महादेव , दानिक्स ( परिवीक्षार्थी) ( 5 ) श्री रमेश चन्दर मीणा, दानिक्स 
( परिवीक्षार्थी) और ( 6 ) श्री अखिल कुमार दानिक्स ( परिवीक्षार्थी) को अपने कार्यभार संभालने की तिथि से एवं जब तक वे राजस्व 
विभाग में तहसीलदार के पद पर कार्यरत हैं अथवा अग्रिम आदेशों तक जो भी पहले हो, कथित क्षेत्र में सहायक कलैक्टर द्वितीय 
श्रेणी की शक्तियां प्रदान की जाती हैं । 


2 . सं0. 1(743 )/ जी .ए./ स्थ . / उपा./ रा. श . / 2012 - राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यथा विस्तारित उत्तर प्रदेश भू - राजस्व 

अधिनियम 1901 की धारा 15 की उप धारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली 
के उपराज्यपाल, ( 1 ) श्री सुनील कुमार वर्मा, दानिक्स (परिवीक्षार्थी) ( 2) श्री अमित कुमार, दानिक्स ( परिवीक्षार्थी) ( 3) श्री प्रशांत 
कुमार, दानिक्स ( परिवीक्षार्थी) ( 4 ) श्री शिंगारे रामचन्द्र महादेव, दानिक्स ( परिवीक्षार्थी) ( 5 ) श्री रमेश चन्दर मीणा, दानिक्स 
( परिवीक्षार्थी) और ( 6 ) श्री अखिल कुमार दानिक्स ( परिवीक्षार्थी) को अपने कार्यभार संभालने की तिथि से एवं जब तक वे राजस्व 
विभाग में तहसीलदार के पद पर कार्यरत हैं अथवा अग्रिम आदेशों तक जो भी पहले हो , कथित क्षेत्र में सहायक कलैक्टर द्वितीय 
श्रेणी की शक्तियां प्रदान की जाती हैं । 


3. सं0. 1(743)/ जी .ए./ स्थ . / उपा./ रा. श. / 2012 - राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यथा विस्तारित पूर्वी पंजाब होल्डींग अधिनियम 
1948 (1948 की अधिनियम सं0 50) की धारा 14 की उपधारा 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र 
दिल्ली के उपराज्यपाल ( 1 ) श्री सुनील कुमार वर्मा, दानिक्स ( परिवीक्षार्थी) ( 2 ) श्री अमित कुमार, दानिक्स (परिवीक्षार्थी) ( 3 ) श्री 
प्रशांत कुमार, दानिक्स ( परिवीक्षार्थी) ( 4 ) श्री शिंगारे रामचन्द्र महादेव, दानिक्स ( परिवीक्षार्थी) ( 5 ) श्री रमेश चन्दर मीणा, दानिक्स 
( परिवीक्षार्थी) और ( 6) श्री अखिल कुमार दानिक्स ( परिवीक्षार्थी) को अपने कार्यभार संभालने की तिथि से एवं जब तक वे राजस्व 
विभाग में तहसीलदार के पद पर कार्यरत हैं अथवा अग्रिम आदेशों तक जो भी पहले हो, कथित क्षेत्र में उक्त शक्तियां व 
अधिनियम के अंतर्गत चकबंदी अधिकारी नियुक्त किया जाता है । 


4. सं0.1(743 )/ जी .ए./ स्थ . / उपा./ रा. श. / 2012 - राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यथा विस्तारित दिल्ली भू - राजस्व अधिनियम 
1954 (1954 की अधिनियम सं0 12 ) की धारा 77 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के 
उपराज्यपाल ( 1 ) श्री सुनील कुमार वर्मा, दानिक्स ( परिवीक्षार्थी) ( 2) श्री अमित कुमार, दानिक्स (परिवीक्षार्थी) ( 3) श्री प्रशांत 
कुमार, दानिक्स ( परिवीक्षार्थी) ( 4) श्री शिंगारे रामचन्द्र महादेव, दानिक्स ( परिवीक्षार्थी) ( 5 ) श्री रमेश चन्दर मीणा, दानिक्स 
(परिवीक्षार्थी) और ( 6) श्री अखिल कुमार दानिक्स ( परिवीक्षार्थी) को अपने कार्यभार संभालने की तिथि से एवं जब तक वे 
राजस्व विभाग में तहसीलदार के पद पर कार्यरत हैं अथवा अग्रिम आदेशों तक जो भी पहले हो, कथित क्षेत्र में सहायक कलैक्टर , 
द्वितीय श्रेणी की शक्तियां प्रदान की जाती हैं । 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


[PART IV 


. 


REVENUE DEPARTMENT 

NOTIFICATIONS 

Delhi,the 9th January, 2013 
.:. F. No . 1(743 )/GA/Estt./DC /R .P./2012 /2918. - Consequent upon joining in Revenue Department 

for 2 months district training programme Shri Sunil Kumar Verma, Shri Amit Kumar, Shri Prashant Kumar, 
Shri Shingare Ramchandra Mahadev, Shri Ramesh ChanderMeena and Shri AkhilKumar, Danics Probationers 
shall perform various functions as Tehsildar in District South , South -West, South , West, South -West and 
North respectively w .e.f. 09-01-2013 to 23 -01- 2013.Now ,therefore , 
1. F No. 1(743 )/GA / Estt ./DC /R .P ./ 2012 - In exercise of the powers conferred by 

clause (b ) of sub -section ( 1) of section 27 of the Punjab Land Revenue Act , 1887 
(Act No. XVII of 1887), as enforced in the NCT of Delhi, the Lt. Governor of 
National Capital Territory Delhi is pleased to confer upon (1 ) Shri Sunil Kumar 
Verma, DANICS (Probationer) ( 2) Shri Amit Kumar , DANICS (Probationer) (3 ) 
Shri Prashant Kumar, DANICS (Probationer) (4) Shri Shingare Ramchandra 
Mahadev , DANICS ( Probationer ) (5 ) Shri Ramesh Chander Meena , DANICS 
(Probationer) and (6 ) Shri Akhil Kumar, DANICS (Probationer ) the powers of 
Assistant Collector, Grade- II under the said Act within the National Capital 
Territory of Delhi, w .e.f. date of assumption of charge and so long as they hold 
the post of Tehsildar in the Revenue Department or till further orders which ever 
is earlier. 


2 . F No. 1 (743 )/GA/Estt ./DC /R . P ./2012 - In exercise of the powers conferred by 

sub - section (1) of section 15 of the Uttar Pradesh Land Revenue Act, 1901, as 
enforced in the National Capital Territory of Delhi, the Lt. Governor of National 
Capital Territory of Delhi is pleased to confer upon (1 ) Shri Sunil Kumar Verma, 
DANICS (Probationer) (2 ) Shri Amit Kumar, DANICS (Probationer) (3 ) Shri 
Prashant Kumar, DANICS (Probationer ) (4 ) Shri Shingare Ramchandra Mahadev, 
DANICS (Probationer) (5 ) Shri Ramesh Chander Meena , DANICS ( Probationer ) 
and (6 ) Shri Akhil Kumar , DANICS (Probationer ) the powers of Assistant 
Collector, Grade- II under the said Act within the National Capital Territory of 
Delhi, w . e.f. date of assumption of charge and so long as they hold the post of 
Tehsildar in the Revenue Department or till further orders which ever is earlier. 


3. F No. 1( 743)/GA/ Estt./DC /R. P./ 2012 .- In exercise of powers conferred by sub 

section (2) of section 14 of the East Punjab Holdings (Consolidation and 
Prevention of Fragmentation ) Act 1948 ( Act No. 50 of 1948 ), as enforced in the 
National Capital Territory of Delhi, . 

the Lt. Governor of National 
Capital Territory of Delhihereby appoints (1) Shri Sunil Kumar Verma,DANICS 
(Probationer ) (2 ) Shri Arait Kumar , DANICS (Probationer) (3 ) Shri Prashant 
Kumar, DANICS (Probationer) (4 ) Shri Shingare Ramachandra Mahadev, DANICS 


PART IV ] 

DELHI GAZETTE :EXTRAORDINARY 
(Probationer) (5 ) Shri Ramesh Chander Meena , DANICS (Probationer) and (6 ) 
Shri Akhil Kumar, DANICS ( Probationer ) as Consolidation Officers within the 
National Capital Territory of Delhi for the purpose of the aforesaid Act , w .e.f. 
date of assumption of charge and so long as they hold the post of Tehsildar in the 

Revenue Department or till further orders which ever is earlier . 
4 . F No. 1 (743 )/GA/ Estt./DC/ R. P./ 2012 .- In exercise of powers conferred by section 

77 of the Delhi Land Revenue Act , 1954 (Act No . 12 of 1954 ). the Lt. Governor of 
National Capital Territory of Delhi is pleased to confer upon ( 1) Shri Sunil Kumar 
Verma , DANICS ( Probationer ) ( 2 ) Shri Amit Kumar, DANICS ( Probationer) ( 3 ) 
Shri Prashant Kumar, DANICS (Probationer) (4 ) Shri Shingare Ramchandra 
Mahadev, DANICS (Probationer) (5 ) Shri Ramesh Chander Meena , DANICS 
(Probationer ) and (6 ) Shri Akhil Kumar, DANICS (Probationer) the powers of 
Assistant Collector, Grade -II under the said Act within the National Capital 
Territory of Delhi, w .e.f. date of assumption of charge and so long as they hold 
the post of Tehsildar in the Revenue Department or till further orders which ever 
is earlier . 


फा . सं. 1( 743 ) / जी . ए./ स्था . / उपा. / रा . श ./ 2012 / 2919 . -- श्री सुनील कुमार वर्मा, दानिक्स ( परिवीक्षार्थी) , श्री 
अमित कुमार , दानिक्स ( परिवीक्षार्थी) , श्री प्रशांत कुमार , दानिक्स ( परिवीक्षार्थी), श्री शिंगारे रामचन्द्र महादेव , दानिक्स ( परिवीक्षार्थी), 
श्री रमेश चन्दर मीणा, दानिक्स ( परिवीक्षार्थी) और श्री अखिल कुमार , दानिक्स ( परिवीक्षार्थी) जिन्होंने 2 माह के लिए आयोजित जिला 
प्रशिक्षण कार्यक्रम के सन्दर्भ में राजस्व विभाग में कार्य ग्रहण कर लिया है क्रमश : जिला दक्षिण , दक्षिण- पश्चिम , दक्षिण, पश्चिम , 
दक्षिण - पश्चिम तथा जिला उत्तर में उप - मण्डलीय दण्डाधिकारी का कार्यभार 24 - 01 - 2013 से 08 - 02 - 2013 तक संभालेंगे । अतः : 


सं0.1( 743 )/ जी. ए./ स्थ . / उपा./ रा. श. / 2012 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यथा लागू पंजाब भू - राजस्व अधिनियम 1887 
( 1887 का पंजाब अधिनियम संख्या 17) की धारा 27 की उपधारा 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी 
क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद् द्वारा उक्त अधिनियम के अर्न्तगत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में (1 ) श्री सुनील कुमार . 
वर्मा, दानिक्स (परिवीक्षार्थी) ( 2) श्री अमित कुमार, दानिक्स (परिवीक्षार्थी) ( 3 ) श्री प्रशांत कुमार, दानिक्स (परिवीक्षार्थी) ( 4) श्री 
शिंगारे रामचन्द्र महादेव, दानिक्स (परिवीक्षार्थी) ( 5 ) श्री रमेश चन्दर मीणा, दानिक्स (परिवीक्षार्थी) और ( 6 ) श्री अखिल कुमार 
दानिक्स ( परिवीक्षार्थी) को उस समय तक सहायक कलैक्टर प्रथम श्रेणी की शक्तियों को अपने कार्यभार संभालने की तिथि 
से एवं जबतक वह राजस्व विभाग में उपमण्डलीय दण्डाधिकारी के पद पर कार्यरत हैं या अगले आदेश तक इनमें से जो भी 
पहले हो , प्रदान करते है । 


( 2 ) 


. 


सं0.1(743 )/ जी .ए./ स्थ . / उपा./ रा. श. / 2012 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यथा विस्तारित उत्तरप्रदेश भू- राजस्व अधिनियम 
1901 (1901 का अधिनियम संख्या 03) की धारा 223 के साथ पठित धारा 15 की उपधारा 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद् द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में (1 ) श्री सुनील कुमार 
वर्मा, दानिक्स ( परिवीक्षार्थी) ( 2 ) श्री अमित कुमार, दानिक्स ( परिवीक्षार्थी) ( 3 ) श्री प्रशांत कुमार, दानिक्स (परिवीक्षार्थी) ( 4 ) श्री 
शिंगारे रामचन्द्र महादेव, दानिक्स (परिवीक्षार्थी) ( 5 ) श्री रमेश चन्दर मीणा, दानिक्स (परिवीक्षार्थी) और ( 6 ) श्री अखिल कुमार . 
दानिक्स (परिवीक्षार्थी) को उस समय तक सहायक कलैक्टर प्रथम श्रेणी की शक्तियों को अपने कार्यभार संभालने की तिथि 
से एवं जबतक वह राजस्व विभाग में उपमण्डलीय दण्डाधिकारी के पद पर कार्यरत हैं या अगले आदेश तक इनमें से जो भी 
पहले हो, प्रदान करते है ! 


( 3 ) 


सं0.1(743)/ जी .ए./ स्थ . / उपा./ रा. श. / 2012 दिल्ली भू - राजस्व अधिनियम 1954 (1954 का अधिनियम संख्या 12) की धारा 
76 के साथ पठित धारा 07 की उपधारा 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के 
उपराज्यपाल एतद् द्वारा (1 ) श्री सुनील कुमार वर्मा, दानिक्स ( परिवीक्षार्थी) ( 2 ) श्री अमित कुमार, दानिक्स ( परिवीक्षार्थी) ( 3 ) 
श्री प्रशांत कुमार, दानिक्स ( परिवीक्षार्थी) ( 4 ) श्री शिंगारे रामचन्द्र महादेव, दानिक्स ( परिवीक्षार्थी) ( 5 ) श्री रमेश चन्दर मीणा, 
दानिक्स ( परिवीक्षार्थी) और ( 6 ) श्री अखिल कुमार दानिक्स ( परिवीक्षार्थी) को उस समय तक सहायक कलैक्टर प्रथम श्रेणी 
तथा राजस्व सहायक के रूप में नियुक्त करते है तथा उक्त अधिनियम के अर्न्तगत उस समय तक कलैक्टर की सभी शक्तियाँ 
अपने कार्यभार संभालने की तिथि से एवं जबतक वह राजस्व विभाग में उपमण्डलीय दण्डाधिकारी के पद पर कार्यरत हैं या 
अगले आदेश तक इनमें से जो भी पहले हो, प्रदान करते है । 

158DG/17 - 11 


: 42 


DELHI GAZETTE :EXTRAORDINARY 


[PART IV 


सं0.1(743)/ जी .ए./ स्थ . / उपा./ रा. श. / 2012 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यथा लागू उत्तरी भारत नहर तथा जल निकास 
अधिनियम 1873 (1873 का अधिनियम संख्या 02 ) की धारा 03 के खण्ड 6 के साथ पठित धारा 04 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल उक्त अधिनियम के अन्तगत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में 
कलैक्टर की सभी शक्तियों तथा कार्यों को करने अथवा अधिरोधित करने के लिये (1 ) श्री सुनील कुमार वर्मा, दानिक्स 
(परिवीक्षार्थी) ( 2 ) श्री अमित कुमार , दानिक्स ( परिवीक्षार्थी) (3) श्री प्रशांत कुमार, दानिक्स ( परिवीक्षार्थी) ( 4 ) श्री शिंगारे 
समचन्द्र महादेव , दानिक्स ( परिवीक्षार्थी) ( 5 ) श्री रमेश चन्दर मीणा, दानिक्स ( परिवीक्षार्थी) और ( 6 ) श्री अखिल कुमार 
दानिक्स ( परिवीक्षार्थी) को उस समय तक कलैक्टर की शक्तियों को अपने कार्यभार संभालने की तिथि से एवं जबतक वह 
राजस्व विभाग में उपमण्डलीय दण्डाधिकारी के पद पर कार्यरत हैं या अगले आदेश तक इनमें से जो भी पहले हो, प्रदान 
करते है । . 


. ( 5 ) 


सं0.1(743)/ जी. ए./ स्थ . / उपा / रा. श. / 2012 दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम 1954 के अधिनियम संख्या 8 की धारा 3 के खंड 
19 ए के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल उक्त अधिनियम की अनुसूची 
1 परिशिष्ट में वर्णित राजस्व सहायक के कार्यों को निर्वाहन करने के लिए ( 1 ) श्री सुनील कुमार वर्मा, दानिक्स ( परिवीक्षार्थी) 
( 2 ) श्री अमित कुमार, दानिक्स ( परिवीक्षार्थी) ( 3 ) श्री प्रशांत कुमार, दानिक्स (परिवीक्षार्थी) (4 ) श्री शिंगारे रामचन्द्र महादेव , 
दानिक्स ( परिवीक्षार्थी) ( 5 ) श्री रमेश चन्दर मीणा, दानिक्स ( परिवीक्षार्थी) और ( 6 ) श्री अखिल कुमार दानिक्स (परिवीक्षार्थी) 
को उस समय तक सहायक कलैक्टर प्रथम श्रेणी की शक्तियों को अपने कार्यभार संभालने की तिथि से एवं जबतक वह 
राजस्व विभाग में उपमण्डलीय दण्डाधिकारी के पद पर कार्यरत हैं या अगले आदेश तक इनमें से जो भी पहले हो , प्रदान 
करते है । 


सं0.1(743 )/ जी .ए./ स्थ . / उपा./ रा. श. / 2012 पूर्वी पंजाब जोत ( चकबंदी तथा विखंडन रोकथाम) अधिनियम 1948 (1948 का 
पूर्वी पंजाब अधिनियम संख्या 50 ) की धारा 20 की उपधारा 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र 
दिल्ली के उपराज्यपाल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिए ( 1 ) श्री सुनील कुमार वर्मा, दानिक्स (परिवीक्षार्थी) ( 2 ) श्री 
अमित कुमार, दानिक्स ( परिवीक्षार्थी) (3 ) श्री प्रशांत कुमार, दानिक्स ( परिवीक्षार्थी) ( 4 ) श्री शिंगारे रामचन्द्र महादेव , दानिक्स 
(परिवीक्षार्थी) ( 5 ) श्री रमेश चन्दर मीणा, दानिक्स ( परिवीक्षार्थी) और ( 6) श्री अखिल कुमार दानिक्स ( परिवीक्षार्थी) को उस 
समय तक बन्दोबस्त अधिकारी ( चकबन्दी) के रूप में अपने कार्यभार संभालने की तिथि से एवं जबतक वह राजस्व विभाग में 
उपमण्डलीय दण्डाधिकारी के पद पर कार्यरत हैं या अगले आदेशों तक इनमें से जो भी पहले हो , नियुक्त करते हैं । 
सं0.1( 743)/ जी.ए./ स्थ . / उपा./ रा. श. / 2012 दिल्ली भूमि जोत ( सीमाबंदी ) अधिनियम 1960 (1960 का अधिनियम सं0 24 ) की 
धारा 2 के खंड ग द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल उक्त अधिनियम के 
अंतर्गत उस समस्त क्षेत्र के लिए जहां लागू होता हों के लिये सक्षम प्राधिकारी का कार्य करने के लिये (1 ) श्री सुनील कुमार 
वर्मा, दानिक्स ( परिवीक्षार्थी) (2 ) श्री अमित कुमार, दानिक्स (परिवीक्षार्थी) ( 3) श्री प्रशांत कुमार, दानिक्स ( परिवीक्षार्थी) ( 4 ) श्री 
शिंगारे रामचन्द्र महादेव , दानिक्स ( परिवीक्षार्थी) ( 5 ) श्री रमेश चन्दर मीणा, दानिक्स ( परिवीक्षार्थी) और ( 6) श्री अखिल कुमार 
दानिक्स (परिवीक्षार्थी) को अपने कार्यभार संभालने की तिथि से एवं जबतक वह राजस्व विभाग में उपमण्डलीय दण्डाधिकारी के 
पद पर कार्यरत हैं या अगले आदेश तक इनमें से जो भी पहले हो , प्राधिकृत करते है । 


। 


राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल 

___ के आदेश तथा उनके नाम पर , 
कुलदीप सिंह , गंगर , अति . सचिव ( राजस्व )/ उपायुक्त ( मुख्यालय ) 


. F . No. 1 ( 743)/GA /Estt./DC / R . P. /2012 /2919.- Consequent upon joining in Revenue Department 
for 2 months district training programme Shri Sunil Kumar Verma, Shri Amit Kumar, Shri Prashant Kumar, 

Shri Shingare Ramchandra Mahadev , Shri Ramesh ChanderMeena and ShriAkhil Kumar, Danics Probationers 
: shall perform various functions as Sub - Divisional Magistrate in District South , South -West, South , 
: West, South -West and North respectively w .e. f. 24 -01- 2013 to 08 -02- 2013 . Now , therefore , 
1 . No . 1 ( 743 ) /GA / Estt ./ DC / R / P ./ 2012 In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) 

of section 27 of the Punjab Land Revenue Act, 1887 ( Punjab Act No . XVII of 1887 ) as 
enforced in the National Capital Territory of Delhi, the Lt. Governor of National Capital 
Territory of Delhi hereby confers upon ( 1 ) Sh . Sunil Kumar Verma, DANICS 
(Probationer ) ( 2 ) Shri Amit Kumar , DANICS (Probationer) and ( 3 ) Shri Prashant 
Kumar, DANICS ( Probationer ) ( 4 ) Shri Shingare Ramchandra Mahadev , 
DANICS ( Probationer ) ( 5 ) Shri Ramesh Chander Meena , DANICS ( Probationer ) and 
(6 ) Shri Akhil Kumar, DANICS (Probationer ) the power of Assistant Collector, Ist Class 
under the said Act within the National Capital Territory of Delhi w . e .f. the date of assumption 
of charge and so long as they told the post of Sub - Divisional Magistrate in the Revenue 
Department or till further orders whichever is earlier . 


43 


M 


ALL 


PART IV 

DELHI GAZETTE :EXTRAORDINARY 
2 . No. 1 (743 )GA / Estt. /DC / R / P . / 2012 - In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) 

of section 15 read with 223 of the Uttar Pradesh Land Revenue Act, 1901 (Act No. III of 1901 ) 
as extended to the National Capital Territory of Delhi, the Lt. Governor of National Capital 
Territory of Delhi hereby appoints ( 1 ) Sh . Sunil Kumar Verma, DANICS (Probationer ) 

Shacmi Amit Kumar DANICS ( Probationer ) and ( 3 ) Shri Prashant Kumar , DANICS 
(Probationer ( 4 ) Shri Shingare Ramchandra Mahadev , DANICS (Probationer ) (5 ) 
Shri Ramesh Chander Meena , DANICS (Probationer ) and (6 ) Shri Akhil Kumar, 
DANICS (Probationer ) as Assistant Collector, Ist Grade under the said Act within the 
National Capital Territory of Delhi, and confers upon them all the powers of Collector under 
the said Act within the National Capital Territory of Delhi w . e.f. the date of assumption of 
charge and so long as they hold the post of Sub -Divisional Magistrate in the Revenue 
Department or till further orders whichever is earlier . 


3 . No . 1 (743)/GA / Estt. /DC / R / P ./ 2012 - In exercise of the powers conferred by sub - section (1 ) 

within the National Capital Territory of Delhi of section 7 read with 76 of the Delhi Land Revenue 
Act, 1954 ( Act No. 12 of 1954 ) the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi, hereby 
appoints ( 1 ) Sh . Sunil Kumar Verma, DANICS (Probationer ) ( 2 ) Shri Amit Kumar , 
DANICS (Probationer ) and ( 3 ) Shri Prashant Kumar, DANICS (Probationer ) ( 4 ) Shri 
Shingare Ramchandra Mahadev, DANICS ( Probationer ( 5 ) Shri Ramesh Chander 
Meena , DANICS (Probationer ) and (6 ) Shri Akhil Kumar , DANICS (Probationer as 
Assistant Collector , Ist Class and Revenue Assistant in the National Capital Territory of Delhi 
and confers upon them all the powers of Collector under the said Act within the National 
Capital Territory of Delhi w . e .f. the date of assumption of charge and so long as they hold the 
post of Sub -Divisional Magistrate in the Revenue Department or till further orders whichever is 
earlier. 


4 . No. 1 ( 743) /GA / Estt./ DC / R / P . / 2012 - In exercise of the powers conferred by section 4 read 

with clause 6 of section 3 of the Northern India Canal & Drainage Act, 1873 ( Act No . 2 of 
1873 ) as enforced in the National Capital Territory of Delhi, the Lt. Governor of National 
Capital Territory of Delhi herely appoints ( 1 ) Sh . Sunil Kumar Verma, DANICS 
(Probationer ) ( 2 ) Shri Amit Kumar, DANICS ( Probationer) and ( 3 ) Shri Prashant 
Kumar , DANICS (Probationer (4 ) Shri Shingare Ramchandra Mahadev , 
DANICS (Probationer ) (5 ) Shri Ramesh Chander Meena, DANICS (Probationer ) and 
(6 ) Shri Akhil Kumar, DANICS (Probationer ) as Collector, to exercise or perform the 
duties conferred or imposed under the said Act within the National Capital Territory of Delhi 
w .e .f. the date of assumption of charge and so long as they hold the post of Sub - Divisional 

Magistrate in the Revenue Department or till further orders whichever is earlier. . 
5 . No . 1 ( 743 ) /GA /Estt. /DC / R / P . / 2012 - In exercise of powers conferred by clause 19- A of 

Section 3 of the Delhi Land Reforms Act , 1954 ( Act No. 8 of 1954 ) the Lt. Governor of National 
Capital Territory of Delhi, hereby empowers ( 1 ) Sh . Sunil Kumar Verma, DANICS 
(Probationer ( 2 ) Shri Amit Kumar, DANICS (Probationer) and ( 3 ) Shri Prashant 
Kumar , DANICS ( Probationer ( 4 ) Shri Shingare Ramchandra Mahadev , 
DANICS (Probationer ) (5 ) Shri Kamesh Chander Meena , DANICS (Probationer and 
(6 ) Shri Akhil Kumar , DANICS (Probationer ) as Assistant Collector, Ist class to perform 
the function of Revenue Assistant described in the Schedule I as appended to the said Act 
within the National Capital Territory of Delhi w .e .f. the date of assumption of charge and so 
long as they hold the post of Sub - Divisional Magistrate in the Revenue Department or till 
further orders whichever is earlier. 


. 


. 


1580G / 13 -12 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 

[ PART IV 
6 . No . 1 (743 ) /GA / Estt. /DC / R / P . / 2012 - In exercise of the powers conferred by sub Section ( 1 ) 

of section 20of East Punjab Holdings ( Consolidation & Prevention of Fragmentation) Act 1948 
( Act No . 50 of 1948 ) as enforced in the National Capital Territory of Delhi, the Lt. Governor of 
National Capital Territory of Delhi is pleased to appoint ( 1 ) Sh. Sunil Kumar Verma, 
DANICS ( Probationer ) ( 2 ) Shri Amit Kumar, DANICS ( Probationer ) and ( 3 ) Shri 
Prashant Kumar , DANICS ( Probationer ) (4 ) Shri Shingare Ramchandra Mahadev , 
DANICS( Probationer ) ( 5 ) Shri Ramesh Chander Meena , DANICS ( Probationer ) and 
(6 ) Shri Akhil Kumar, DANICS (Probationer ) as Settlement Officer ( Consolidation ) within 
the National Capital Territory of Delhi w .e .f. the date of assumption of charge and so long as 
they hold the post of Sub - Divisieral Magistrate in the Revenue Department or till further 
orders whichever is earlier . 


7 . No. 1 ( 743 ) /GA / Estt. /DC / R / P . / 2012 - In exercise of the powers conferred by clause (c ) of the 

section 2 of the Delhi Land Holding(Ceiling) Act, 1960 (F .No. 24 of 1960 ) the Lt. Governor 
National Capital Territory of Delhi, is pleased to authorize ( 1 ) Sh . Sunil Kumar Verma, 
DANICS (Probationer) ( 2 ) Shri Amit Kumar, DANICS ( Probationer ) and ( 3 ) Shri 
Prashant Kumar , DANICS ( Probationer ) ( 4 ) Shri Shingare Ramchandrak 
DANICS ( Probationer) ( 5 ) Shri Ramesh Chander Meena, DANICS ( Probationer ) and 
( 6 ) Shri Akhil Kumar , DANICS (Probationer ) to perform the function of the Competent 
Authority under the said Act within the National Capital Territory of Delhi to which the 

provisions of the said Act are applicable w .e .f, the date of assumption of charge and so long 
. .. as they hold the post of Sub - Divisional Magistrate in the Revenue Department or till further 
orders whichever is earlier. 

By Order and in the Name of the 

Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi, 
KULDEEP SINGH GANGAR, Spl. Secy.,( Revenue )/ Deputy Commissioner ( HQ ) 

व्यापार एवं कर विभाग 

अधिसूचनाएं 

दिल्ली , 9 जनवरी, 2013 
. . . फा . सं. 5( 54 ) / पोलिसी - II / बैट / 2010 / 1106 - 1118. --- जबकि विदेश मंत्रालय , भारत सरकार के पारस्परिकता के 
· सिद्धांतों के अनुरूप, नाईजर गणराज्य के दूतावास की सरकारी खरीद के पक्ष में , वैट रिफंड की सुविधा प्रदान करने के लिये राष्ट्रीय 

राजधानी क्षेत्र , दिल्ली सरकार से पत्र संख्या डी -II/ 451/12 ( 11 )/2011 दिनांक 16- 10 -2012 के द्वारा, अनुरोध किया था और जबकि 
इस समय यह सुविधा अधिसूचना संख्या फा . 5 ( 54 )/ पोलीसी - II/ वैट/ संशोधन / 2011 -12145 -463 , दिनांक 07 - 08 - 2012 के 
आधार पर नई दिल्ली में नाईजर गणराज्य के दूतावास राजनायिकों के द्वारा निजी खरीद पर भी उपलब्ध है । 

अब इसलिए, दिल्ली मूल्य संवर्धित कर अधिनियम , 2004 ( 2005 का दिल्ली अधिनियम 03) की धारा 
103 की उपधारा ( 2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं एतद् द्वारा उक्त अधिसूचना को पूर्व 
व्यापी प्रभाव से संशोधित करते हुए निम्नलिखित संशोधन करता हूँ । 


संशोधन 


, दिल्ली मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2004 ( 2005 का दिल्ली अधिनियम 03 ) की छठी अनुसूची 
में , भाग - क में क्रम संख्या 1 पर प्रविष्टि में , क्रम संख्या ( 68ए ) प . उप - प्रविष्टि के स्थान पर निम्न 
उप - प्रविष्टी सन्निविष्ट की जायेगी, अर्थात 


जयारा . 


. " 68ए ) नाईजर गणराज्य 
Hin .. नई दिल्ली स्थित नाईजर गणराज्य के दूतावास की सरकारी खरीद पर मूल्य संवर्धित कर की 
छूट / वापसी 


रिफंड के लिए योग्य न्यूनतम इन्वाइस मूल्य 5000 / - रूपये दिनांक 01.01. 2013 से प्रभावी होगा ” । 


PART IV ] 


- 


- 


- 


DELHI GAZETTE ; EXTRAORDINARY 
DEPARTMENT OF TRADE AND TAXES 

- NOTIFICATIONS 
Delhi, the 9th January , 2013 


F. No . 5 ( 54 )/ Policy - II/ VAT / 2010 /1106 - 1118.- - Whereas the Ministry of External Affairs , 
Government of India in accordance with the principle ofreciprocity had requested the Government 
of National Capital Territory ofDelhi to grant facilities for exemption /refund of VAT in respect of 
officialpurchases of Embassy of the Republic of Niger vide their letter No. D -11/451/12 ( 11)/2011 
dated 16 - 10 - 2012 and whereas this facility is currently available to the Embassy of the Republic of 
Niger, also for personal purchases of its diplomats, by virtue of Notification No . D - II/ 451/12( 11 )/ 
2011 - 12/ 451 - 463 dated 07 - 08 - 2012. 

____ Now , therefore, in exercise of the powers conferred by sub- section ( 2 ) 
of Section 103 of the Delhi Value Added Tax Act, 2004 (Delhi Act 3 of 2005 ), 
I hereby partially modify the said notification , with retrospective effect, to 
make the following amendments . 


AMENDMENTS 


In the Sixth Schedule of the Delhi Value kid : d Tax Act, 2004 - (Deini 
Act 03 of 2005), in the entry at S} . No. 1 in part - A , new sub- entry after SI , 
no . 68A shall be substituted by the following , nanmelv : 


“(68A) Republic of Niger, New Delhi for VAT , exernption/ refund for its 
official purchases ." 


Minimum Invoice value eligible for refund sihall be Rs. 5000 / - w. e.i. 
101 . 01 . 2013. ” 


फा . सं. 5( 54 ) / पोलिसी -II / वैट / 2010 / 1093 - 1105 . --- जबकि विदेश मंत्रालय, भारत सरकार के पारस्परिकता के 
सिद्धांतों के अनुरूप, नई दिल्ली में साउथ सूडान गणराज्य के दूतावास की सरकारी खरीद एवं इसके राजनयिकों के द्वारा निजी खरीद 
के पक्ष में , तत्काल प्रभाव से , वैट रिफंड की सुविधा प्रदान करने के लिये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र , दिल्ली सरकार से पत्र संख्या 
डी - II /451 /12 ( 12 )/2012 दिनांक 16-- 10 - 2012 के द्वारा, अनुरोध किया गया है । 

और जबकि मै प्रशांत गोयल, आयुक्त, मूल्य संवर्धित कर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, यह मानता 
हूं कि ऐसा करना जनसाधारण के हित में समीचीन है । 


अब इसलिए , दिल्ली मूल्य संवर्धित कर अधिनियम , 2004 ( 2005 का दिल्ली अधिनियम 03 ) की धारा 103 की 
उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं एतद् द्वारा उक्त अधिनियम की छठी अनुसूची में 
निम्नलिखित संशोधन करता हूं अर्थातः-- 


संशोधन 


- 


- - - 


- 


- 


- - 


- 


दिल्ली मूल्य संवर्धित कर अधिनियम , 2004 ( 2005 का दिल्ली अधिनियम 03) की छठी अनुसूची में , भाग - क में 
क्रम संख्या 1 पर प्रविष्टि में , क्रम संख्या ( 92) के उपरांत नई उप - प्रविष्टि सन्निविष्ट की जाएगी, अर्थात् : 


“(92ए) साउथ सूडान गणराज्य 
नई दिल्ली स्थित साउथ सूडान गणराज्य के दूतावास की सरकारी खरीद और इसके राजनयिकों के द्वारा निजी 
खरीद के लिए मूल्य संवर्धित कर की छुट / वापसी " । 


रिफंड के लिए योग्य न्यूनतम इन्वाइस मूल्य 5000 / - रूपये दिनांक 01,01 ,2013 से प्रभावी होगा ” | 

प्रशांत गोयल, आयुक्त , मूल्य संबंधित कर 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 

[PART IV 
F.No. 5(54)/Policy- II /VAT/2010 /1093- 1105 . - Whereas the Ministry ofExternal Affairs , 
Government of India in accordance with the principle of reciprocity had requested the Government 
of National Capital Territory ofDelhi to grant facilities for exemption /refund of VAT in respect of 
official purchases ofEmbassy of the Republic of South Sudan in New Delhi and personal purchases 
of its diplomats , with immediate effect vide their letter No . D - II / 451/ 12 ( 12 )/ 2012 dated 
16 - 10 -2012 


And whereas , 1 Prashant Goyal, Commissioner , Value Added Tax , 
Government of National Capital Territory of Delhi, am of the opinion that it is 
expedient in the public interest to do so . 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub -section (2 ) of 
Section 103 of the Delhi Value Added Tax Act, 2004 (Delhi Act 3 of 2005 ), I hereby 
make the following amendments in the sixth schedule of the said Act namely : 


AMENDMENTS 


In the Sixth Schedule of the Delhi Value Added Tax Act, 2004 . (Delhi Act 03 
of 2005 ), in the entry at Sl. No. 1 in part- A , new sub - entry after Sl. no . 92 shall be 
inserted , namely : 


“ (92A ) Republic of South Sudan , New Delhi for VAT, exemption /refund for 
official purchases by it and for personal purchases of its diplomats.” 


Minimum 
01. 01. 2013." 


Invoice value eligible for refund shall be Rs.5000 ;- w .e.f. 


PRASHANT GOYAL, Commissioner, Value Added Tax 


Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 


